[राजकीय प्रकाशन, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 


लाल अंकगणित 


भाग ५ 


` कक्षा ५ के विद्यार्थियों के लिए 


सम्पादक 
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश 


राजनियुक्त प्रकाशक एवं मुद्रक 
मानस मन्दिर प्रकाशन, अलीगढ़ 


9 ६१४ शक 


| तेइसवां संस्करण 
१६६३. ई० 


; | प्रस्तावना . 
a ह 
` -कक्षा ५ के अंकगणित की यह पुस्तक वेसिक अंकगणित भाग २, ३ और ४ ककम में 
लिखी गयी है। देश में मीटरी प्रणाली की इकाइयों के लागू.हो जानि से इसे स्तर के अंकगणित्‌ 
का रूप बदल गया है । पहले जब नाप-तोल-तथा धन की पुरानी इकाइयां, जैसे गज फुट इंच, 
मन सेर छटाँक और रुपया आना पाई, प्रयोग में लायी जाती थीं, साधारण भिन्न के अध्ययन 
पर बल देना स्वाभाविक था। इन इकाइयों में विविध प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध थे और अनेक 
साधारण भिन्नों का प्रयोग होता था । i A 
मीटरी. राशियों का पारस्परिक सम्बन्ध केवल १० की घात में है और दशमलव पद्धति 
का भी आधार १० है । इसलिए मीटरी राशियां सबसे सरल रूप सें दशमलव संख्याओं से ही 
प्रकट की जा सकती हैं और इनकी प्र॑क्रियाएं'भी दशमलव की प्रक्रियाओं द्वारा बहुत सुगम हो 
जाती हैं। साधारण भिन्नों की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। इन कारणों से इस पुस्तक में 
दशमलब के अध्ययन को प्राथमिकता दी गयी है। साधारण भिन्नों का जितना ज्ञान दैनिक जीवन 
के लिए पर्याप्त है, वह स्थूल और सजीव रूप में दिया गया है। इन भिन्तों का विशेष ज्ञान आगे, 
'की कक्षाओं के लिए छोड़ दिया गया है । a 
. प्रस्तुत पुस्तक में इस स्त्र के अनुकूल गणित के सभी आवश्यक अगे का संतुलित ज्ञान * 


देनें का प्रयत्नःकिया गया हे#.:. - .. I 3 
मैं उन सभी विभागीय कर्मचारियों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इन पुस्तकों को तैयार करने में ' 
योग दिया है+ Fn द 1६ ८ 
` मई, १६६२ `. Cr सम्पादक 
ब लक ॥ "०३८१ कलि ९ 
है ' - संशो 0) ४ 4 i ९ 

` ` संशोधित संस्करण -की भूमिका 


यह पुस्तक १५ वर्ष पूवे लिखी गयी थी । वर्तमान परिवेश को देखते हए “ 

प्रस्तुत संस्करण में यत्र-तत्र आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं । आशा है कि यह ` 
संशोधित संस्करण छात्रों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 
शिक्षा निदेशक २ 
उत्तर प्रदेश | २ 


© उत्तर प्रदेश शासन २ 


अप्रैल, १६७७ 


ञ्‌ 
शमं 


9:39 9. 6 AMI «6 «७ ,७. 2.0 


= 


विषय ` 


. गिनती 

. लम्वाई नापना 

“६; 

. धारिता 

. रुपये-पैसे : 

. समय और चाल 

. भिन्‍तों का जोड. 

. भिन्नो का घटाना Es 0 २ 
. भिन्नो का जोड़ 

. भिन्नौं का घटाना 

` विविधे प्रश्न (१) ` ` 

१. दसवें भाग । 

: सौवें भाग 

 हजारबे भाग... 

- फिरसे दोहरा लो ` 

. दशमलव ` 

. रेखाओं का नापना और-खींचना 

. इकाई बदलना 

. दशमलव का जोड़ 
. दशमलव का घटाना 

« विविध प्रश्‍न (२) 

. दशमलव में १०, १०० इत्यादि से गुणा 
, दशमलब में १०, १०० इत्यादि से भांग. 
. खाका बनाना म 

. तल की नाप 


~ 


ॐ 


विषय 


* लगभग कितना? 

. निकटतम मान 

; दशमलव संख्या में पूर्णाक स,गुणा 
- दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का गुणा 
. भिन्तो का जोडना-घटाना 

. दशमलव संख्याओं का भाग - 

: संख्याओं. का पारस्परिक परिवर्तन 
: अन्तर्राष्ट्रीय अंक 

४, विविध प्रश्न (३.) 

. भाग (तीन अंकों का भाजक) 

- संख्या का कोई भाग निकालना : 
. आवतन 7 


पूर्णाक में दशमलव संख्या से भाग 


; दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भांग | 

. समकोण | 

. औसत | बे 

. चित्रों से सहायता... m5 ले 
विविध प्रश्‍न (४) 


डेढ़, सवा, ढाई 


. लाभ और हानि 

. वृत्त 

. प्रतिशत 

. बिक्री का पर्चा बनाना नी 
. सोचकर बताओ. 9. कु” १ 
. बिविध प्रश्‍न (५) 


उत्तरमाला 


| 


"सा... प >, र प 


टट 
EIT FEET 


oS 


१ इकाई १० इकाई १० इंहाई १ `` १० सँकड़ा 
 याषवहाई या१सकड़ा | या १ हजार 


£ र 


: दी करोड़ पेंतीस लाख एक हजार छः सौ संतालौस 
पक पाँच हजार पाँच सो पचपन 


i हजार पाँच सो पचपन 


र ७ तला 
दाये से बायों ओर एक स्थान हटने पर किसी अंक का मान १० गुना हो 
गता है । बायें से दायों ओर एक स्थान हटने पर अंक का मान दसवां भाग रह 


ता है । बताओ दो स्थान बायीं ओर हटने पर अंक का मान कितने गुना हो 
गयेगा । | 


|. इन संख्याओं को पढ़ो-- 
` ३,२८; २१,००२; १३,०३,४४६; १०,०४५,०६६ 
[Ts] 


२. इन संख्याओं को अंकों में लिखो-- गगारिन ने पहले पहल पृथ्वी के चारों 
अट्ठाइस हजार आठ सौ, पाँच लाख ओर अन्तरिक्ष की यात्रा की । उसके 
तीन हजार दो, दस हजार पाँच सौ यान को चाल अठ्ठाइस हजार आठ 


| 
उनहत्तर, एक लाख आठ हजार तीन सौ सौ किलोमीटर प्रति घंटा थी । । 
३. इन संख्याओं के ठीक एक पहले की 

संख्याएं बताओ-- | 

२,०००; २,८००; ४५,०००; 
३,९२५,०००; ४,०५,००० छ 
४. इन संख्याओं के ठीक एक बाद को ३ 
ओ- संख्याएं बताओ-- न्‌ 
म्‌ 


बल). फोदददः रन 

५. कितनी दहाइयां मिलकर एक हजार 
होमा ? 

६- २७५ में ७ का स्थानीय मान ७० 
है और २ का २०० । नीचे लिखी 
संख्याओ में ३ का स्थानीय मान - 
` बताओ-- ह छ 
२७३, ३७५, ३,५२५, १३५ ह 

७. ७ को दायीं ओर कितने अंक लिखें कि सात का अंक दहाई बताने लगे ! | 
सकड़ा बताने लगे ? 


८: ५,७३.४५२ में यदि २ के स्थान पर ० लिख दिया जाय तो संख्या कितनी का 
_ हो जायगो ? ४ के स्थान पर ० लिख दिया जाय तब कितनी कम होगी ? ( 
के.स्थान पर ० लिखने पर कितनो कम होगी ? 


द्रुत मौखिक | 

(१) दो-दो जोड़कर गिनो : १२ से ३० तक; ३५ से ५७ तक; ६४ से ८०१६ 
(२) तीन-तोन जोड़कर गिनो : २१ से ४५ तक; ७२ से &० तक; १०५ से १३५ तर 
(३) तीन-तीन घटाकर गिनो : ४० से १६ तक; ५० से ७५ तक; १२५ से ८० त 
(४) हर एक में रे से गुणा करो : ७, ११, १२, १४, १७, १६, २५, ३२, ३५, ३ 


[ ९ 1 


१ २ 
१३ 


लम्बाई नापना 


अब्दुला मोटर से कपड़े की लम्बाई लखनऊ से कानपुर ७२ किमी दूर है। 
ताप रहा है । कपड़े की. लम्बाई ३ : मामली चाल से मोटर बस को. 
मोटर ५० सेमी है। | _ ` लखनऊ से कानपुर पहुँचने में लगभग 
` `` ` २ घे लगते हैं । 


पीला फीता खरीद रही है ॥ उसने राम अपनी किताब की चौडाई नाप. 
9 डेसीमी ५ सेमी फोता खरीदा। रहा है। किताब की चौडाई १२ सेमी 


५ मिमी है । 

| FT Ue i Pa ee 
° १ & १९ 

"सेमी: कं: °` १ डेसीमी 
| मीटर (मी) = ` ` १० डेसीमीटर (डेसोमी)--१०० सेंटीमीटर (सेमी) 
इ ' _. =१००० मिलीमीटर (मिमी) 
'. किलोमीटर (किमी ) -- १० हेक्टोमोटर ( हेमी ) = १०० डेकामोटर (डेकामी ) 
= १००० सोटर ( मो ) 


¬ ` ग्राम (ग्रा) ` 


० 
क. ® 
“IEEE 


"राम ने. ४ हेक्टोग्राम सेब : कुएं में ८ डेकाग्राम लाल दंवा 
० खरीदे 42. ८. छोड़ी गयी । 


१ मीटरी टन=१० कुन्तल=१००० किलोग्राम (किग्रा) 
१ किग्रा=१० हेक्टोग्राम' (हेग्रा) =१०० डेकाग्राम (डेकाग्रा) = १००० 


॒ | अभ्यास २ 
. १.- कितने मोटरी टन ? हि 
१२,००० किग्रा में; २०,००० किग्रा में; १,५६,००० किग्रा में 
२. कितने कुन्तल ? ह 
। २०० किग्रा में; ५०० किग्रा में; १,००० किग्रा में; १,३०० किग्या में 
३ प्रत्येक में कितने किग्रा और जोड़ें कि पूरा एक मीटरी टन हो जाय ? 
२०० किग्रा, ७५० किग्रा, ४७५ किग्रा, ६२४ किग्रा, ७ कुन्तल, 
४ कुन्तल ५० किग्रा, , ८ कुन्तल ७५ किग्रा । 
४. नीचे लिखी वस्तुओं की तोल का अनुमान करो ओर खाली जगह में किग्रा, . 
हेग्रा और डेकाग्रा में जो ठीक हो लिखो-- | 


` (क) एक आलू की तोल ४--..-...--.` है। 
(ख) एक अमरूँद की तोल १:--.....' है । 
(ग) , एक खरबूले को तोल ३7... 

(घ) एक लीटर पानी की तोल १:--.':'----- है। १ 
हे (च) एक लड्डू की तोल ४... है । 


~ 


। १०. | 


५. खाली जगह भरो-- 
(क) - २ किग्रा १ कह; हेग्रा = ०९०००० हेग्रा; 


(ख) 4 हेग्रा * २ डेकाग्रा = डेकाग्रा; 
०4 १ किग्रा ४ है हेग्रा = $:2 ०००० ग्राम ' 
८ किग्रा २ डेकाग्रान्ट””“ग्राम 
« (घ) २ हेंग्रा - दः ग्रा = “>>पाम; 
री किग्रा ५ हेग्रा= डेकाग्रा ` 


“६. प्रत्येक: में कितनाः जोड़ें कि एक किलोग्राम हो जाय ? 
` ४०० ग्राम, . ५ 'हेक्टोग्राम, ४५ डेकाग्राम, १ ग्राम 
८१ ७. - १ 
` ७. एक कोयले को दुकान पर १८ भोटरी टन कोयला था। ८० कुन्तल कोयला 
- . " और आ गया । दुकान पर-कुल कितने मौटरी टन कोयला हो गया ! 

५८: एक किसान के पास तोन खेत हैं। उसे एक खेत से ४ कुन्तल ७५ किलो- 
ग्राम, दूसरे से ८ कुन्तल ७५ किलोग्राम ओर तीसरे से ६ कुन्तल ६&० 
किलोग्राम गेहूँ मिला । उसके खेतों में कुल कितना गेहूं पैदा हुआ ? 

छ. मिठाई र० १३-५० प्रति किलोग्राम बिकती है । राम ने १ हेग्रा मिठाई 

ˆ. खरीदी । राम ने क्या दाम दिये ? 

१०- १ बोरे चावल की तोल ८० किग्रा है । ऐसे २५ बोरे चावल की तोल 
कुन्तल में बताओ । _ 

, दुत मौखिक ir 

. . (१) आठ-आठ जोड़कर गिनो: ६४ से १२८ तके; १५६ से २०४ तक 
(२) आठ-आठ घटाकर गिनो : १०० से ३६ तक; २५६ से २०८ तक 
(३) हरः एक में सात जोड़ो: ११, १४, १८, २६, २८, ३३, ४३, ५३, ६८ 
(४) हर एक में नौ जोड़ो: २१, ३१, ४२, ४५, ५१, ६४, ६८, ७६, ७८, ऽ२ 
(५) हरएकमें४ से गुगाकरोः 5, १३, १५ १5, २५, ४०, ५६, ६४, ६६, ६८ 
(६) हर एक में ४ से भाग दो: २४, ५२, ६४, ७६, ८४, ३२, १०८, १३६, २५६ 


[ = बुं 3] 


Eres Teo निति? | 


र 291 £> | ह 9! ॥ 


१ग्राम प्‌ डेसीग्राम १ सेंटीग्राम १ मिलोग्राग 
. ग्राम का दसवाँ भाग ग्राम का सौवाँ भाग ग्राम का हजारवाँ भार 
१ ग्राम=१० डेसोग्राम (डेसीग्रा) = १०० सेटीग्राम (संग्रा) 
= १००० मिलोग्राम (मिग्रा) 


सुनार सोने की. अंगठी 
'तोल रहा है। इस सोने की 
अंगूठी की तोल ८ ग्राम २ 


डेसोग्राम ५ सेटीग्राम है । 

अंगूठी में 

| जड़वाने के 
त” लिए :: “रास ES CB रद 

के पिता ने एक नग खरोदा। : 


_नग की तोल ८ सेंटीग्राम ५ मिलोग्राम थी । 


रुपये के सिक्के को तोल लगभग ११ ग्राम ७ डंसोग्राम होती है । हु 
अभ्यास ३ 


०१. ` नीचे लिखी वस्तुओं की तोल का अनुमान करो और खाली जगह में ग्राम 


ओर डेसीग्राम में जो ठीक हो लिखो-- 
(अ) एक सुपारी की तोल ६---है। '१ १ 
(ब) एक छोटी इलायची की तोल २...:..है । | 


२. २५१६ मिंग्रा-:२ ग्राम ५ डेसोग्रा १ सेग्रा ६ मिग्रा । 


ऐसे ही इन्हें लिखो-- [ है 
४,५७५ सिग्रा; १,६४५ मिग्रा; ३२५ सेग्रा; ३,५७६ मिग्रा 


३. सेंटीग्राम बताओ-- 


२ ग्राम ३ डेसोग्राम, ५ डेसीग्राम, ४० मिलीग्राम, 


[ १२ ] 


४ 'डेसोग्राम ५ सेग्रा 


: १ किलोग्राम आलू का मूल्य ६० पैसे है। २ हेंग्रा आलू का मूल्य बताओ । 
. 4 डेकाग्रा सोने का मूल्य रु० १५१५ है ।. ३ ग्राम सोने का मूल्य बताओ.। 


` धारिता... :; 


१० लीटर या. १०० लीटर या 


१ डेकालीटर  . १ हेक्‍्टोलीटर 


` १ लीटर का नपना लो । इससे कनस्तर सें पाची भरो । देखो, एक कनस्तर 
' लगभग २ डेकालीटर या २० लीटर पानी आता है, आधे में १ डेकालोटर । 
१० डेकालीटर या १०० लीटर पानी से एक छोटी सी टंकी भरेगी ।. 
र १ हेक्टोलीटर ( हेली ) = १० डेकालीटर ( डेकाली ) = १०० लीटर ( ली ) 


१0“ पो न अभ्यास ४ 

. खाली जगह भरो--. | 
(क) २ डेकाली ५ ली ='''लो, ५ हेलो ६ डेकाली = `` ली 
(ख) ६ हेली ७ ली «ली, ष हेली & डेकाली -- ----- ली 


: प्रत्येक में कितना जोड़ दें कि एक हेक्टोलीटर हो जाथ ! 

३५ ली, २० ली, ८ डेकाली, ५ डेकाली, ७ डेकालो ८ लो 
. एक पानी की टंकी में १५५० ली पानी है। इसमें से एक डेकालो की बाल्टी 
से. ५० बाल्टी पानी निकाल लिया गया। टंकी में कितना पानी बदा ! 


[ १३ | 


BD एक रुपये का रुपये में ५० पेसे रुपये में २५ पैसे रुपये में १० पेसे 
.सिक्का क्रे २ सिक्के के४सिक्के के १० सिक्के 


अभ्यास ६ 


. मोहन ने ₹० २४-७५ में एक कमीज, रु० ४-७५ में एक बनियाइन, 

_ ६० ३०-४५ में एक जोड़ी जते और ₹० २:४० सें एक जोड़ी मोजा खरीदे । 
उसने कुल कितना खर्च किया 

` लखनऊ से फजाबाद का द्वितीय श्रेणी का रेल भाड़ा ₹० ५-४५ है । राम 

` के पिता ने एक टिकट खरीदने के लिए दस रुपये का एक नोट. दिया । 
उसे कितना .वापस मिला 

: एक बाल्टी को कीमत रु? ८:८७ है। ऐसी. ही“ १२. बौल्टियों के दाम 

बताओ । 

- २५ लीटर दूध के दाम रु० ८० हैं। एक लीटर दूध के दाम बताओ । 

` एक स्कूल के लिए २४ कुसियां रु» ४१२-८० में खरीदी गयीं । १-कुसां 

का मल्य बताओ । 

` अब्दुल्ला ने तेल की एक शीशी रु० २:६० में, कपड़े धोने का साबन 

₹० १-५० में और नहाने के तीन साबुन रु० ०:४० प्रति साबन की दर से 

खरीदे । दुकानदार को उसने दस रुपये का एक नोट दिया । उसे कितने 

रुपये वापस मिले? : 

- ६ मोटर कपड़ा रु० ४८.६० में खरीदा गया । बताओ १० मीटर यह 

कपडा खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए । ४ 

- लखनऊ में राम के घर पर टेलीफोन है। उसके टेलोफोन का 

नम्बर ४३०२२ है। 


[ १६ ] 


दिन में टलीफीन से बात करने का खच 
लेखनऊ ही में ( स्थानीय) रू० ०:४० 


लखनऊ से बम्बई २० १६७५ (/ 
लखनऊ से इलाहाबाद रु० १५:४० 
लखनऊ से मद्रास रु० १६६० 
लखनऊ से दिल्ली रु० १० ०9° 


लखनऊ से कलकत्ता . २० १६:२५ 


, राम के पिता मे बम्बई, दिल्ली, |* 4 

. और कलकत्ता के दुकानद्रारों से 

एक-एक बार बात को कुल 

कितना खचे हुआ ? | 

| लखनऊ से मद्रास एक बार _ 

` बते करने का खर्च लखनऊ ही 

में एक बार बात करने के खर्च 
का किलने'-गना है ? = - 


- एक रेडियो का मूल्य रु० ३७ ५ है। उस पर ₹० २६:२५ बिक्रोकर देना 
पड़ता है । ५ रेडियो खरीदने के लिए कुल कितने रुपये चाहिए ? 


fl» 


१० ˆ एक किग्रा सरसों के तेल का मूल्य र०-१२ ८५ है । २ किग्रा घी का मल्य 
` २-० २७।५० है। प्रति किग्रा घो का मृल्य प्रति किग्रा सरसों के तेल के 
मूल्य से 'कितना 'अधिक है ? i “ 


११- एक. ही तोल बाली ४ फूल को थालियो का वजन २ किग्रा ४ हेग्रा है और 
उनका कुल मूल्य रु० &६-८० है। एक थालो का मूल्य ओर वजन बताओ । 

द्रत मौखिक : 

(१) हर एक में ६ जोड़ो: १४, २५, ३६, ४७, ५८; ६४, ७६, ८३, ८६, 5२ 

२०) हर एक में = जोड़ो: १२, ३२, ४४, ५५, ४६, ७८, ८७, ८६, ६४5, १०२ 


[ १७ ] 


(२) हे एक से १० घटठाओ: ४५, ५४, ७५, ७७, १०७, २०५, ३११५, २२२ 
(४) हर एक में ८ से गुणा करो: १६, २०, २५, ४५, ५६, ७२) ७६८६, 5२; ५5५ 
(५) हर एक में च से भाग दोः ४८, "७२, १०८, १४४, १४२, २५६, ३२८, ८१६ 


5 


समय और चाल | 


६० सेकंड=१ मिनट, ६० मिनट=१ घंटा, २४ घंटा=एक दिन 


अभ्यास ७.- .. 


१. इलाहाबाद से बम्बई जाने वाली डाकगाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर दिन 


5 


इलाहाबाद: से एक मोटर बस प्रातः १० बजकर ४५ मिनट पर कानपुर 
के लिए छूटतौ है। इसके ४५. मिनट 'बाद फिर वहाँ से कानपुर क लिए 
दसरी मोटर बस चलती है। बताओ दूसरी मोटर बस कितने बजे छूटती है । 


रेडियो ने जिस समय ८ बजे का समय बताया उस समय मेरो घड़ी में ७ 


वर्जकर ५२ मिनट थे । मेरी घडी कितनी सुस्त थी ? 


नगर महार्पालका की चेठक प्रातः १० बजकर ३० मिनट पर शुरू हुई 
और सवा बजे समाप्त हुई । बताओ बठक कितनी देर तक चली । 


, रलगाड़ो की. चाल ४० किमो प्रति घंटा हे। १६० किमी जाने में कितने 
घट लगेंगे ? 


साइकिल ४ घंटे में ६० किमी जाती हे। साइकिल की प्रति घंटा चाल 


बताओ । 
लन्दन जाने वाले एक़ हवाई जहाज की प्रति घंटा चाल 5६० किमो है । 


` बताओ वह १ मिनट में कितनी दूर उड़ेगा। २ घंटे:३० मिनट में वह 
कितनो दूर उड़गा ? 


` एक कबूतर ४०० मोटर प्रति मिनट की चाल से उड़ता हे । बह १८ 


किलोमीटर कितनो देर में उड़गा ? 


: एक फुटबाल का खल शाम के साढ़े पांच बजे शुरू हुआ । ४५ मिनट तक 


खेल होने के बाद ५ मिनट का अवकाश हआ और फिर ४५ मिनट तक 


--खल हुआ । खेल कितने बज समाप्त हुआ ? 


नीचे घड़ी की सुदयां किस चित्र में समकोण बनाती है, किसमें समकोण 


' से बड़ा कोण और किसमें समकोण से छोटा कोण ? 


१२२ 


नारायण राव का स्कूल रोज सब्रेरे १० बजे खुलता हे ओर शाम को पौने 
चार बजे बन्द होता है। बताओ उसका स्कूल कितनी देर के लिए लगता हे । 


| १६ | 


१्‌ ३. एक बैलगाडी ४ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से'जा रही है । २ घंटा 
३० मिनट में वह कितनी दूर जायगी ? 


द्रुत मौखिक ८ 

(१) हर एक में ५० जोड़ो: १६, 
(२) हर एक से ५० घटाओ: ६२, - 
(३) हर एक से ७० घषटाओ: * ८ 


(४) हर एक से २०० घटाओ : २५०, २७२, ३१०, 
( 4 ) सरल करो-- ड, § १ कत चै; “दै, बु चौ बेग 


४७, ५६, ६४, ८०, ८्ड 
७५, ८४, १०५,.२१०, ३३२ 
5६; ११०, १३५, २०० २०५ 
४१५, ७५६, ६७२, १०२४ 


` भिन्नों का जोड़ . 


दर्जी ने हरि की कमीज में २९ मो 
` कपड़ा लगाया और उसके छोटे भाई को 


कमीज में १९ मी। दोनों को कमीजों . 


सें मिलाकर कुल कितने मीटर कपड़ा ' 
लगा ? 
२४ 
+१ 
३६ 
उत्तर : ३९ मी 
जोड़ो--(१) रद 
+३ेदे 
५-६२= ५-१३ 


2j 


3 3 
१. ९; १३ २४ ३८ छव रर रेष 
[= »_ ! छ 
- +२३. +१३ 1 जरह 4१४ ८7, तक 
१ ३ १ १ ति 
२, कः+ कनः ~ अः 2: जे: 2 वर 5427 “पद... १ 


२६६ +३३ 74 बः नक? 1१६ 


eS se 
> ss ss oe 


(ख) ४३१३ '२५7-१५ बेड रेवृढठ १ब्‌ठ? छ! १६ न कद 
` ३. एक डिब्बे में २३ किग्रा घी है। डिब्ब्रे का वजन ३ किग्रा है। घी सहित डिब्बे 
का वजन किलोग्राम में बताओ । 


४. सुरेश के पाजामे में २६5 मी कपड़ा लगा ओर मोहन के पाजाम में पर्द; 
मी । दोनों के पाजामो में मिलकर कुल कितने मीटर कपड़ा लगा ! 


द्रत मौखिक 


“~ oH PU NO 
मान बताओ < i) झू चैः फू! SE जि 


/ 


भिन्तो का घटाना 


१. माँ के पास २ अमरूद थे । ३ अमरूद शीला को दे दिया। कितने अमरूद 
बचे? 


॥ जांच-- 
२5-१६ ८ ” १३ 
0-४ + ॥ 
८ १६ न १४२ 


उत्तर : १३ अमरूद 


२: एक डिब्बे में ४4८ किलोग्राम चीनी थी । १५ किलोग्राम चीनी खर्च हो 
गयी । कितने किलोग्राम चीनी बची ? 


१. ` a | 


/ 


अ आँस-- 
1 =? २१३ 
४5 = ३३ॐ 5 हे न १६३ 
as १ | ~ १४5 ३३३ 
| रेक = २६ == ३-१३ 
_ उत्तरःरटकिग्रां . ` हाक 
१ अभ्यास ई - 
सहानी 77३ PAT 
१. ३४३४ त कवि २१ सहः २ 
२: ३३-०१ ३५-२६, १३, ` बद्‌ धके; १० षक्‌ 
३. राम की पेंसिल २५ सेमी लम्बी थी। सहीने भर के बाद इसको लम्बाई १६२, - 


सेमी रह गयी । कितने सेंटीमीटर फॉसल' इस्तेमाल हो गयी ? 


४. सरला के पास ३४ मी लम्बा फीता था। उसने १६ मी फोता शीला को 


दे दिया । सरला के पास कितने सेंटीमीटर फीता बचा ? 
द्रुत मौखिक 


इन भिन्नों के सरल रूप बताओ-- =; . इ, १३, १५, ३5 
Sa (1150० GRA. | क 
भिन्‍नों का जोड 


१. माँ ने शीला को ३ सेब ओर सरला को ? सेब दिया। कितना सेब बाँट दिया 
गया ? । 


देखो-- 
hn 3 « पे, ११८३ 
9 कह ८ २ २२२ 
नलंग SN ७ 
तत. कष FR 
४ 
उत्तर : ६ सेब दो चौथाई--एक चौथाई --३ चौथाई 
[ २२ ] 


द्रुत मौखिक 


_ ` भान. बताओ-- हन. ६7 २े, टै 


` २. एक डिब्बे में ई किलोग्राम चीनी है और दूसरे में”! किलोग्राम । दोनों डिब्बों 


_ में मिलकर कुल कितने किलोग्राम चीनी है ? 


$ 
च 


0 (3-0) 
02201, अब ं * (22 (- 
== १३ 20) + 2 


उत्तर: १ किग्रा 


अभ्यास १० 
जोडो-- E रि | 
व इनार, पद हे न 
EE Ri 9 1० 38: >> रे 159 
5 डु = ह! ५ 1१३७! पू। प 
३: डरे पद? । देम --७ बढ 54 व 
४. एक डिब्बे में «5 लीटर तेल था। उसमें इ लीटर तेल और डाला गया । 


डिब्बे में कुले कितने लीटर तेल हो गया ? 


-५- रामे ने एक पुस्तक का १ भाग शनिवार को पढ़ा और $ भाग रविवार को ! 


` उसने पुस्तक का कुल कितना भाग पढ़ लिया ? 


अमरूद खाये ? 


१३-१३? 
१ १ 
797 १४ 

आर, 


मन मे + १-०३३ उत्तर: ३ र अमरूद 


ई] 


अभ्यास ११ 


जोड़ो-- | 
१" ५ प. २३ ई. ५३ ६३ 
+१३ -+रई ७+१६ . जड १+रेए 
२. ` ६३-३ १बद६+-३३, ` २३+ रब - १४4२३7 ३ 


शेवंठ घ ४६, रेश देइ ४६-१५ 

४. एक डिब्बे में १६ किग्रा चीनी थी। उसमें २८८ किग्रा चीनी और रख दी गयी । 

... डिब्बे में कुल कितने किग्रा चीनी हो गयी ? 

५. माँ ने विमला के लिए ११ मीटर फोता खरीदा और मालती के लिए २:; 
मीटर । दोनों के लिए कुल कितने मीटर फीता खरीदा गया ! 

६. राम को उसके पिता ने २! रुपये दिये और माँ ने ३८ रुपये । राम को कुल 

¦ कितने रुपये मिले ? 


न 


द्रत मौखिक 

(१) हर -एक से = घटाओ ::१३, २४, ३५, ४६, ५, ६७, परे, 47 
(२) हर एक में & से गुणा करो: १५, १5, २४,. ३०, ४९, ६२, ८०, ॐ 
(३) जोड़ो-- ६7४ A, or AS 


भिन्तों का घटानो 


७. अहमद के पास ३ तरबूज था । उसन < तरबूज खा लिया । कितना तरबज 
बचा ? 


| हु 


|; 
| 


#1-9 mo 


उत्तर : इ तरबूज ` 


[. २४ ]; 


| 


9-० 2120 w|-o 


. एक डिब्बे में २१ किग्रा घो थां। १६ किग्रा घी खर्च हो गया । कितने किग्रा 
` घी बचा? 


२४ १२=? 

२३= १ 

१२-१ 

११ ड 

उत्तर: इ किग्रा 

अभ्यास १२ 
घटाओ-- 

३ ३४ ३३ २३ र्‌ २३ 
जर ष नरहे 7१ गरे 11१३ 


॥ 

द 
१३, खक १३-१ भवा २ ४३-३३ 
. एक डिब्बे में ₹; लोटर तेल था। { लीटर तेल खर्च हो गया। कितने लीटर 
तेल बचा ? 


. राम ११ मोटर ऊंचा कूद सकता है और मोहन १ द मीटर । राम मोहन से 
' कितना अधिक ऊंचा कूद सकता है ! | 

. माँ के पास २१ किलोग्राम चोनी थी । दुध में किलोग्राम चीनी खर्च हो 
गयी । कितने किलोग्राम चीनी बची ? 

. अरविन्द की मोटर की टंकी में ४५ लीटर पेट्रोल आता है। टंकी में ८२ 
लीटर पेट्रोल है । बताओ वह कितना पेट्राल और ले कि टंकी पुरी भर 
जाय। 


। २५ ] 


विविध प्रश्न (१) * 


(क) 
जोड़ो-- £ 4 
जक) बाडिकरै, ... ३4२३ 
` . घटौँओ-- ah , 


हैके के २३-१३ रप? १, रक १, १-३ 


` सरला के पास १३३ मीटर फीता था। उसने २६ मीटर फीता और खरीद 


लिया । उसके पास कुल कितना फीता हो गया ? उसने १३ मीटर फीता. 


. अपनी बहिन को. दे दिया । अब उसके पास कितने मीटर फीता बचा? . 


१०: 


* २७८५ किग्रा=२ मीटरी टन ७ कुन्तल ८५ किग्रा 


ऐसे ही इन्हें लिखो-- 
१५५० किग्रा, १६८० किग्रा, १०७४ किग्रा, २३०० किग्रा 
- सेंटीमोटर बनाओं-- 
२ मीटर २५ सेमी, ३ मीटर ७५ सेसी, ४ डेसीमीटर ५ सेमी 
- खाली जगह भंरो-- । "oo [ 
( (क) २ लीटर =........:... डसीलीटर . --:.......-... सेली 
(ख) ड्र हेग्रा a डेकाग्रा भ्यु क सास | 
(ग) ६०० मीटर --........ ...- डेकामी हि नको क कक) हेमी 
(घः) १ ग्रास. ` ` ===. ...+। डेसीग्राम -.............. सेग्रा 


: दर्ड७२३ में यदि ७ की जगह ० लिख दिया जाय तो संख्या कितनी कम 

हो जायगी? यदि ८ और & के स्थान आपस में बदल दिये जायं तो नयी 
संख्या इस संख्या से कितनी बड़ी हो जायगी ? 

» एक हवाई जहाज ३.घंटे में ७२० किमी उड़ा । उसको प्रति घंटा चाल 


बताओ 


: एक आदमी ने साइकिल से २ घंटे में २८ किलोमीटर ५०० मीटर की 


यात्रा की । उसकी प्रति घंटा चालं बताओ । 
एक मोटर २०० किलोमीटर की दूरी ३ घंटा २० मिनट में तय करती 


[ २६ ] 


है और दूसरी मोटर उसी दूरी को ४ घंटे में । अगर दोनों मोटरें एक ही 
साथ छूटें तो पहली मोटर कितना पहले पहुंचेगी ! 


(ख) 


यांद कर लो, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं 
और जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं । गुणा करने 
से जो संख्या आती है उसे गुणनफल कहते हें । 
१: गुणनफल बताओ जब कि-- । 
_ (क) गुण्य ४१७ और गुणक ५४८ है। (ख) गुण्य २६०४ और गुणक 
`. ७३१ है। (य) गुणक ३०५ और गुण्य २७०५५ है । 
२. भागफल और शेष बताओ-- | 
(क) ७५ )१५६७५, ०]६०३०, ६४)४८००, ७२)१२४६०, 
४८)७५२८ ६ 
(ख) ३२६१५-२५.५०३८४--३८, ३७८७५ --४५, ४५७६२ ४४ 
धाद कर लो, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं 
'- और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य। भाग देने से जो आता है 
उसे भागफल कहते हैं । | 
३. एक कमरे को लम्बाई ४ मीटर २५ सेमी है । चोड़ाई लम्बाई से १ मोटर 
`. ५० सेमी कम है । कमरे की चोड़ाई कितनी है ? 
` ` ४. - एक स्कूल का मसंदान ७५ मीटर लम्बा ओर ६० मीटर चौडा है। इसका 
- एक चक्कर लगाने में कितनी दूर चलना पड़ेगा ? १० चक्कर में कितनी 
दूर चलना पड़ेगा ? 
५. & फार्उदे्बेन के दाम १८ रुपये हैं। ऐसे ही १२ फाउंटेनपेन के दाम बताओ । 
` ६. कृष्णा के पास ८० सेमी फीता था। रजिया ने उसे ७५ सेमी फीता ओर 


दे दिया। उसके पास कुल कितना फोता हो गया ? उत्तर मोटर और सेमी 
में लिखो । 


७. बताओ इन भिन्नों में कोन बड़ा है और कितना-- 
(क) ६ ओर (ख) इ और पद में 


[ २७ | 


८ 


रद 


न 


नीचे दिये हुए कोणों में कौन सा समकोण है ? कोन से समकोण से छोटे 
? कोन बड़ा 


Pel 330 SE 


एक किसान के पास ५०० रुपये थे। उसने कुल रुपयों के १ भाग में एक 
नयो तरह कां हल खरीदा'। हल को कीमत बताओ 


(ग) 


- बताओ कितने दिन होते हैं-- 
अप्रेल में; मई में; जुलाई में; अगस्त में; सितम्बर में । 
` खाली जगह भरो-- ` : 
` (क) अधिवर्ष की फरवरी में............. दिन होते हैं । 
(ख) अधिवध में. .:.................... :--“दिन होते हैं । 


( ग) ३१ दिन में........ संप्ताह..........- दिन होते हैं। 


- दस लाख पन्द्रह हजार से आठ हजार सात सो बत्तीस कितना कम है? 
- रमेश के पास २ मीटर कपड़ा था। ३ मीटर की एक टोपी बना ली गयी । 


उसके पास अब कितने मीटर कपडा बचा ? 


* १०२४ यात्रियों को ले जाने के लिए ३२ मोटर बसे चाहिए। एक मोटर . 


बस कितने यात्री ले जा सकतो है.? 


` एक कारखाने में ४०७५ मोटर कपड़ा प्रतिदिन बनता है । ४५ दिन में 


कितने मीटर कपड़ा तयार होगा ? 


- इलाहाबाद से लखनऊ के प्रथम श्रेणी के ३ टिकटों के दाम ₹० १८१-५० 


हैं । १० टिकटों के दाम बताओ । 


. एक आदमी ने १२ अमरूद खरीदे । उसने कुल का ९ भाग बडे लडके 


को दिया और है भाग छोटे लड़के को । उसने कुल कितने अमरूद दे 
दिये ? उसके पास कितने अमरूद बचे ? 


दै. एक घड़ी की छोटी सुई ७. और“८ के बीच में है और बड़ी सुई ५ पर । 

चित्र बनाकर बताओ घड़ी में कितने बजें हैं । 

१०. मीना की कक्षा में ३०. बच्चे हैं। इनमें {ई भाग लड़के है आर शप 
लड़कियां । बताओ कक्षा में कितने लड़के हैं । 

११: एक कुन्तल गेहूँ का मूल्य रु० १६०-५० है। ८ कुन्तल गेहूँ का मूल्य बताओ 

१२ एक मोटर २ घंटे ३० मिनट में ७५ किमी चली । बताओ १ किमी जाने 
में उसे कितने मिनट लगे । 

1३ “इन भिन्नों में कोन सबसे बड़ा है-- २, ४ दड 

१४: एक कक्षा की ५ लड़कियों के पास क्रम से ६० सेमी, ७५ सेमी, ६५ सेमी, 
८० सेमी और ४० सेमी लम्बे फीते हैं। हर एक को कितना-कितना फीता 
ओर दिया. जाय कि उनमें से हर एक के पास १ मीटर फीता हो जाय ? 


+ 


९७१ ; दसवें भाग 


EE 


डेसीमीटर (मीटर का दसवाँ भाग) 


१ मीटर में १० डेसीमी होते हैं । 
मोटर के दसवें भाग को डेसीमी कहते हैं । 
१ डेसीमो = इ मीटर 
१ मीटर सुतली लेकर उसके १० बराबर टुकड़े 
करो । हर एक टुकड़ा १ डेसीमी होगा । 


[ २६ ] 


NOC ANN 0 -. 


डेसीग्राम: (ग्राम का दसवाँ भाग) 


द Ra . - ` ग्राम में १० डेसोग्राम होते हैं। 


ग्राम के दसवें भाग को डेसोग्राम कहते हैं । 


१ग्रा १ङेसोग्रा ` १ डेसीग्राम= 6 - ग्राम 


डेसी लीटर (लीटर का दसंबां भाग) . 


. १ लोटर में १० डेसीलीटर होते हें | | 
लीटर के दसवें भाग को डेसीलोटर कहते हैं । है Pp 
_ १ डेसीली=- ह; लीटर . १ ली १ डंसीली 
अभ्यास १३ ` | | 


. डेसीमोटर बनाओ---४ मीटर, ५ मीटर, ३ मीटर ४ डेसीमोटर के । . 

- मीटर बनाओ--७० डेसीमो, &० डेसीमी, २० डेसीमी, १०० डेसीमो के। : 

- कितने डेसोग्राम होंगे--४ ग्राम, ६ ग्राम, 5 ग्राम, & ग्राम २ डेसीग्रा में ? 

. कितने ग्राम होंगे--६० डेसीग्रा, २० डेसीग्रा, 5० डेसोग्रा में ? 

. डेसीलीटर बनाओ--३ लीटर, ६ लीटर, ४ लीटर ५ डेसीलीटर 
२ लीटर के। 

६. कितने लीटर होंगे--१० डेसीलोटर, ४० डेसीलीटर, ६० 'डेसीलीटर 

१२० डेसीलीटर में? | ०, 
द्रुत मौखिक रै "क त 
सॅटीसीटर बनाओ--२ डेसीमी, ३.डेसोमो. ६ सेमी, . २ डसीमी 5 सेमी के ! 


` खाली जगह भरो-- 


[ ३०° | 


अभ्यास १४ 


१: एक दवात में २: सेंटीलीटर स्याही आती है। ऐसी ही ३०० दवातों के 
' भरने के लिए कुल कितने लीटर स्याही चाहिए ? 


२. एक ईंट का वजन २८०० ग्राम है। १०,००० ईंटों का वजन मीटरी टन 
' में बताओ। 


३: एक लड़का २०० कदम में १ हेक्टोमोटर जाता है । बताओ ४०० मीटर 
जाने में ,उसे कितने कदम चलना पड़ेगा । 


४. १ डेकाग्राम सोने का मूह्य रु० १५६० है । एक अंगूठी के लिए ८ ग्राम 
` सोना चाहिए । कितने रुपये लगेंगे 


हुत मौखिक | 
उत्तर बताओ-- „ ` ५ 


(१) १६२७, २५५७, ३६५८७, ६०५७, ८४५७, ह६०)८७, 8७ 
(२) ६३७७, ४१८७, १४०-७, २१०-७, १७५+ ७, ७३५-७, ७६३-७ 


[ ३१ | 


| । सौर्वे भाग ` 
सेंटीमीटर (मीटर का सौवाँ भाग) 
१ मीटर में १०० सेंटीमीटर होते हैं । 
. मीटर के सौंवे भाग क्रों सेंटीमीटर कहते हैं । - 
१ १ सेमी = व॑द मीटर 


Mo has 20 Sr 


|  _ सेटीग्राम (ग्राम का सौवाँ भाग) 
` १ ग्राम में १०० सेंटीग्राम होते हैं । | ; 
ग्राम के सोदे भांग को सेंटीग्राम कहते हैं । _ SRT EF 
१ सेग्रा=वट्टज ग्राम 1ग्रा पसेग्रा! 


| | ._ ` सेंटीलीटर (लीटर का सौवाँ भाग) 


} 


१ लौटर में १०० संटीलीटर होते हैं। 


हु लीटर केसौबें भाग को सेटीलीटर कहते हैं। - 

१ली १सेली ` सेंली=११३ लीटर | 
अभ्यास १५ 

१. कितने सेंटीग्राम होंगे ? _ PCRs पद त । 


५ ग्राम, ८ ग्राम, ६ ग्रास ३ सेग्रा, ५ डसौग्रा ८ सेग्रा 
२. किंतने मोटर होंगे ? 
२०० सेमी ४०० सेमी ४० डसीमी ६० डेसीमी 
३. कितने सेंटीलीटर होंगे? | 
' छु लीटर, १० लीटर, ऽ डेसीली, ५ लीटर ७५ सेलो 
४. खाली जगह भरो-- 
(क) ३ मी- ५ डंसोमो+- ६ सेमी = ३५६ सेमी 


[ ३२ | 


(ख) ८ ग्रा+६ डेसीग्रा--४ सेग्रा= `` ` -सेग्रा 


(ग) ७ लो 4-३ डेसीली + 5 सेली == ` `` ` `` सेली 
(घ) ४ मी + ० डेसीमी +- ६ सेम = `` ` सेमी 
हजारवंभाग | 
_ मिलीमोटर (मोटर का हज़ारवां भाग) 
- सेंटीमीटर में १० मिलीमोटर होते हैं डे ~ 
मीटर में १००० मिलीमोटर होते हैं । १ | 
_ गेटर के हजारवें भाग को मिलीमीटर कहते हैं । a 

१ सिमी = ६555 मीटर १ मेमी 


मिलोग्राम (ग्राम को हजारवां भाग) 

१ ग्राम में १००० मिलीग्राम होते हैं । 

ग्राम के हजारव्र भाग को मिलीग्राम कहते हे । 
ग्रा -१मिग्रा १ मिग्रा = कद; ग्राम 


मिलीलीटर (लोटर का हजारवां भाग) 


_ लौटर में १००० मिलीलीटर होते हैं। - * TF है. 
वेटर के हजारव भाग को मिलोलीटर कहते हैं। . . , _ २ 
१ मिली ८८५३ लीटर वलो १ मिली 
अभ्यास १६ | 
मीटर = १० डेसीमी == १०० सेमी = १००० मिमो , 
. खाली जगह भरो-- 


१ ग्राम: ग डसीग्रा = # (४४८७७ Sos सेग्रा TY RT मिग्रा 


` २. मिलीमीटर बनाओ-- | 
२मी, ६ डेसोमी, . ७ सेमी, . 5-मी २५ सेमी 
द्‌, `. ` ग्राम  डेसौग्रा सेग्रा मिग्रा 
पद २६७५ मिलीग्राम २ ६ ७ : ५ 
ऐसे ही इन्हें लिखो-- 
७२५६ मिग्रा, १५७४ मिग्रा, २०६५ मिग्रा 


द्रुत मोखिक | 

(१) हर एक को १०० में से घटाओ : १४, १, २५, ३६, ४७, ५८, ७२, ८' 
(२) हर एक को १००० में से घटाओ : ५१२, ७३८, ६७०, ३६८, ८५६, ईः 
(३) हर एक में १०० से गुणा करो: १५, २४, "३६, ६३, ८६, ६ 
(४) ,हर एक में ५०० से गुणा करो: ८, १३, १5, २६, ५४, ६८, ७७, ८३, ८ 


फिर से दोहरा लो 


किलो .. _ |. हेक्टो | उडेका | इकाई | डेसौ | सेटी 
| Ee , | 
सौ F 
[ हजारगुना ] [सौगुना] | [दसगना | | 


१ |[दसवाँ ] | [ सोबां ] ¦ | ह 


eo — 


डेका दस 'है, किलो हजार । दशम डेसी, सौवां सेटी 
हेक्टो से समझो सो बार ॥ है हजारवाँ भाग मिलो 
| मुख्य इकाइयां 


मीटर लम्बाई की इकाई हे। 
ग्राम तोल की इकाई हे। 
लीटर धारिता की इकाई हे।' 


अभ्यास १७ 
. १. तीन महीने पहले राम के छोटे भाई को लम्बाई & द सेमी थी। अ 
तीन सेमी बढ़ गया हो, तो अब उसकी लम्बाई कितनी है? 


[ ३४ | 


एक लड़के ने ८6 सेमी, ४ डेसीमी, ३ सेमी, ६ इसोमो और १ मोटर लम्क 
टुकड़ों को जोड़कर एक लम्बी' रस्सो बनायी । अगर सब गाँठो को बांधने 
में १५ सेमी रस्सी लंगी, तो बनी हई. रस्सी की लम्ब्राई बताओ । 
एक शोशी में २५ सेली दवा आती है। एक लीटर दवा भरने के लिए एसी 
कितनी शीशियां चाहिए ! 
एक किताब को मोटाई = मिमी हैं १५० किताब एक दूसरे क ऊपर रखो 
गयीं । बताओ उनका ऊंचाई कितनो होगो.। 
४ ग्राम दवा हे । इससे पांच-पांच डेसीग्राम की कितनी गोलियां बनायी जा 
सकती हुँ? . * "` = 
एकं सहकारी डेरी में २० किग्रा मक्खन में 
१०० ग्राम नमक मिलाया गया । नमकीन 
मक्खन का कुल वजन बताओ । इस मक्खन 
से साठ-साठ ग्राम को कितनो टिकियां 
बनेंगी ? 
. इस मटके में आठ पीये गेहूं आता है। यदि एक पोपे म १८ लीटर गेहूं आये 
तो मटके की धारिता लीटर में बताओ। ` 


$ 


दशमलव 


पटरी पर ३ सेमी ५ मिमी पर चिहन लगा हे। ३ सेमी ५ मिमी को ३:५ 
मो भी लिखते हें। | 


| एक लड़ को re 
लेस्बाई १ मी को ५" ६५० किग्रा लिखरे 
२५ सेमी हे। 
१ मी २५ सेमी 
को १२५ मो 
लिखते हैँ। 


Is] Ho, 
` फीते की लम्बाई ३ मो ७५ सेमी है । ३-७५ मी 
तरबूज की तोल ४ किग्रा ७७५ ग्रा है । ४७७५ किग्रा 
पुल की लम्बाई १ किमी ३२० मी है । १३२० किमी 
याद रहे बिन्दु इकाई के स्थान के बाद लगाया जाता है।' 
` संख्याएं जिनमें बिन्दु होता है, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं । 
देखो-- ५ - 


१. रु० ५७६ का अर्थ है... ५२० ७६ पेसे 
२. ५८ सेमी अं ५ सेमी ८ मिमी 
«३. २४:७५ मी » २४ मो ७ डेसीमी ५ सेमी 
४.५ब११मी .. ;! ५ मो 5 डेसीमी १ सेमी ५ £ 
५. ५०७३५ किमी १! ५० किमो ७ हेमी ३ डेकामी १ 
६. १२:४५६ किग्रा ॥ १२ किग्रा ४ हेग्रा ५ डेकाग्रा ६ 
| मी . डंसीसी सेमी मिमी 
४१३२५मी = ४ । २ ५ 
पूरे मोटर मीटर के मोटर के मोटर । 
[ दसवें भाग सोवें भाग हेजारब ¦ 


“| ३६] 


!'३२५ मीटर को चार दशमलव तीन दो पाँच मीटर पढ़ते हैं। 
किग्रा हेग्रा डेकाग्रा ग्रा 
। १४७६ किग्रा ११ ७ हे ७ ६ 
प्रे किग्रा ` किग्रा के किग्रा के किग्रा के 
| | ` दसवें भाग सोवेंभाग हजारवें भाग 
"७५ = ४” ७ प्‌ दे 
ह पुरी इकाइयां इकाई के. इकाई के इकाई के 
| १ दसवें भाग सोचें भाग हजारें भाग 
देखो, पूरी इकाइयों के बाद दशमलव बिन्दु लगाया जाता है और 
स बिन्दु की दाहिनी ओर क्रम से इकाई क दसवें, सोवें ओर हजारव 
गग लिखे जाते हैं । 


अभ्यास १८ 

. इनको पढ़ो-- 

४-२५ मी, 5१२४ किग्रा, १२:४३ लो! ८२३४ किग्रा 
. मीटर को इकाई मानकर निम्नलिखित को दशमलव में लिखो-- 

२५ मोटर ३६ सेमी, ४ मीटर ६ डेसीमी, ४७५ सेमी, ' २५६४ मिमी 
` किग्रा को इकाई मानकर निम्नलिखित को दशमलव में बदलो-- 

४ किग्रा ३२५ ग्रा, ८ किग्रा ६ हेग्रा, १२ किग्रा ३५ डेकाग्रा, १७७५ ग्रा 
. निम्नलिखित को दशमलव में लिखो-- 
ˆ ८ इकाइयां ५ दसवें ६ सोव, १४ इकाइयां ८ दसवें ७ सोवें 5 हजारवें 
: निम्नलिखित को मोटर, सेंटीमीटर में पढ़ो-- 

१२३५ मोटर, ४:६० मीटर, ८७५ मोटर, १२५.४० मीटर 
„ रुपये को इकाई मानकर निम्नलिखित को दशमलव में लिखो-- 

४ रुपये ७५ पेसे, २ रुपये ६० पैसे, ३ रुपये ८ पेसे, ८० पेसे, ५ पेसे 


जिन जिया जज गून! | सौ गना | दस गुना | मख्य इकाई 


करती ` हेमी | डेकामी भीटर 
केग्रा हेग्रा डकाग्रा ग्राम 
केली हेली | उकाली लीटर 


कमरे की लम्बाई ३ मी ५ सेमी है। ३ मी ५ सेमी को ३०५ मी लिख 
हैं। इसे तीन दशमलब शून्य पाँच मीटर पढ़ते हैं । | 
देखो-- /* मी डेसीमी सेमी 


३'०५.मी = ३ ० भर 
| प्रे मीटर . मोटर के दसवें भाग मोटर के सोवें भा 
` इस प्रश्‍न में डेसीमी नहीं है, इसलिए उसके स्थान में शून्य लिखा गया है। 
ऐसे ही-- किग्रा हेग्रा डेकाग्रा ग्रा 
१२००५ किग्रा=१२ ० ० ५ कै 
. पूरे किग्रा दसवें भाग सोवेंभाग हजारवे भाग ४ 
बताओ यहाँ दसवें और सोचें भाग के स्थान में ० क्यों लिखा गया है। ही 
देखो-- १:४ सी - १:४८भी १४०० मी + 
क्योंकि ४ डेसीमी == ४० सेमी == ४०० मिमी [ 
याद रहे किसी दशमलव संख्या के अन्त में शून्य बढ़ाने से उसका 
` सान नहीं बदलता । | 
अभ्यास १६ 

१. ७:३०५ किग्रा को .किग्रा, हेग्रा और ग्राम में पढ़ो.। 
२. ` १२:००४ सौ को मौ, डेसीमी, सेमी और मिमी में पढ़ो । 
३. ४'०८४ किमी को किमो, हेमी, डकामो और मी में पढ़ो । 

४. नोचे लिखो राशियों को दशमलव में लिखो-- शि 


(अ) ४मोद सेमी, २ किग्रा ५ डेकाग्रा, ५ किमी ६ डेकामी 
(ब) २ मी ४ मिमी, १२ किग्रा ५ ग्राम, १६ किमी २ मो 
(स) १४ मो २ सेमी ५ मिमी, ४ किग्रा ७ डेकाग्रा ५ ग्रा 
(द) १० मो ४ डसीमी ८ मिमी, ३ किसी ८ हेमी ४ मी 
(य) ५ किग्रा ४ हेग्रा ३ प्रा, १६ किली ८ हेली ६ लो 


[ ३८ ] 


। ` रेखाओं का नापना और खींचना . | 
ख 


क्र ७ 
a dt 1111111111111111111 [111111111 Yt 11111111111 1111 गाता 
0 ७४७॥७७७४४४७१७ 
| RRR TEC ETE ह 
। ` / सेंटीमीटर की पटरी देखो-- 


ˆ १ सेंटीमीटर में १० छोटे खाने हैं । १ खाने की लम्बाई =१ मिलीमीटर । 
क ख रेखा की लम्बाई ४ सेमी और ३ मिमी है । ४ सेमी और-३ मिमी को 
। ४'३ सेमी भी लिखते हैं । इसी प्रकार-- - 
, . २ सेमी और ७ मिमी--२'७ सेमी; १२ सेमी & मिमी--१२'४&ै सेमी 
और ८ सेमी ० मिमी--८'० सैमी । 


' बो-सुइया परकार को देखो । इससे रेखाओं की लम्बाई अधिक सही नाप 
सकते हैं । | 
रेखा अ ब की लम्बाई नापने के लिए परकार को एक सुई को ऊपर के 
चित्र की तरह रेखा के सिरे अ पर रखो। दूसरी सुई को इतना फॅलाओ कि वह. 
ब-सिरे तक पहुँच जाय। अब परकार की सुइयों के बीच को दूरी को पटरी पर 
रखकर मालूम करो । यहो रेखा अब की लम्बाई है (३२ सेमी) । 

इस बात का विशेष ध्यान रहे कि पटरी पर रखते समय परकार की दोनों 
नोक पटरी को कोर पर रहें । ` 

नीचे को रेखाओं को दो-सुझया परकार और पटरी की मदद से नापो 
ओर उनकी लम्बाई सेमी. में लिखो । 


३ ७ सेमी लम्बी रेखा खींचो--. 


` परकार को. पटरी पर ३:७ सेमी तक फैलाओ । इसकी दोनों नोकों 
कागज पर रखकर धीरे से दबाओ और दो निशान बना लो । अब एक बार 
: नोक वाली पेंसिल लो और पटरी की सहायता से एक निशान से दूसरे निः 
तक एक सरल रेखा खींचो । यह रेखा ३७ सेमी लम्बी है। 
सावधानी--रेखा खींचने से पहले देख लो कि पेंसिल को नोक निशान 
से होकर जा रहो है। . . 
१. नीचे दी हुई लम्बाइयों की रेखाएं 'खींचो-- 
४:३ सेमी, ८५ सेमी, ५८ सेमी अ 
२:५ सेमी, १३ सेमी & मिसी, १२:४ 
सेमी, ४ सेमी ८ मिमी, ०:5 सेमी 
२. सामने दियं हुए त्रिभुज अब स की 
भुजा अब और अस को नापो । 
_ इनको लम्बाइयों में क्या सम्बन्ध है ? 
३. सामने दिये हुए त्रिभुज क खग की 
तीनों भुजाओं को नापो । इमकी 
लम्बाइयों में क्या सम्बन्ध है? | 


द्रत मौखिक [ 

` (१) १४२००, २३२००, ५६२००, ७५२००, ११२,२०० 
(२) १६> ५०, २७५४०, ३६५३०, ७२> ६०, ६२% ८० 
(३) २१७००, ३४८७००, ५१७००, ६८>: ७००, ७६७०० 


[ ४०. | 


इकाई बदलना ~ 


तम साइकिल से ४६०० मो या खरबूजे की तोल १२७५ ग्रा या 
४:६०० किमी गया । . २७५ किग्रा है । 
।सिले की लम्बाई १४५ मिमी है। 
सो डेसीमी सेमी मिमी 
मु १ ४ श 


[स लम्बाई को हम पढ़ सकते हैं-- 
०१४५ सी या ११४५ डेसीसी या १४५ सेमी या १४५ मिमी 
गीतल के लोटे का वजन १५२६ ग्राम है। 


किग्रा... हेग्रा . डेकाग्रा ग्ना 
१ ` CN ६ 
[स वजन को हम पढ़ सकते हें-- ; 


१५२६ किग्रा या १५२६ हेग्रा या १५२ ६ डकाग्रा या १५२६ ग्रा। 
अभ्यास २० 


।. नीचे लिखी संख्याओं में ५ का अंक कोन सा भाग बता रहा हे--दसवांँ, 
सोवाँ या हजारवाँ ? ’ 
७२५, ४५, १०५, ३.२३२५ 
१. इन्हें किलोग्राम में लिखो--४८७५ ग्रा, ८२० डेकाग्ना, ७८ हेग्रा 
!. इन्हें हेक्टोलीटर में लिखो--४२५ ली, ६५ डेकाली, २२ ली 
!. इन्हें मोटर में लिखो--४५ डेसीमो, ४८५ सेमी, ३६० मिसो, ३७ सेमी 
।. खाली जगह भरो-- 
(अ) ४१५ सी -- डेसीसी ; १४२० किग्रा +' `-- ना 


| ४१ | 


“क हुए जी + =e सेली: ०१७५ सी = मिमो 
(स)' ७५ग्रा =`": किग्रा; १२५ डेकामी सच किमो 
(द) १७६ मिमी = आ कर नता मी; । २५ डेसीली ह रुपको की ली 


दशमलव का जोड 


रमेश के पाजामे में २७५ मी कपड़ा लगेगा और दिनेश के पाजामे। 
१:५० मी । दोनों के पाजामों के लिए कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदना चाहिए. 


 २७५मी | Ph, WAS | 
+१४० मी टु देखो-- २७५ सेमी. 
अकाल व्य १५० सेमी 
डा २५ मर - Rs BPO 
था ४२५ सेमी 
उत्तर : ४:२५ मी २५ 


दशमलव क जोड़ में संख्याओं को इस प्रकार लिखते हें पि 
दशमलव -बिन्दु एक दूसङ्के के ठीक नीचे रहें। संख्याओ को साधारण 
, जोड़ को तरह जोड़ते हुए योगफल में दशमलव बिन्दु ऊपर लगे हु 
दशमलव बिन्दुओं के ठीक नीचे लगाते हैं । 


७ “१. अभ्यास २१ 

जोड़ो-- . - ही जा ' 
१. २४ सेमी ४५मी. ` २७श्सी ५६३ हेम 
+३२सेमो . +३'७मी +३४५ मी ४:०३ हेम 


———— म ना ला नज ७ 


२. , ०६५ किग्रा . २२५० किग्रा ४:२७ली ५३८ किमी 
१४५ किग्रा 1१:००५किग्रा -८:७५ली. 1२:८० किमी 


३. ८२५६ किमी +-७:५१२ किमी --३:१२८ किसी । ४ ०५८ किमी 
[ ४२ ] 


रोटर में बंदल कर जोड़ो-« 

'अ) १५० सेमी +-१७५ सेमी +- ३२० सेमी +- ४४५ मिमी 
ब) ३७५ सेमी +-५७ सेमी +१६० मिमी--- २०८ सेमी 
कग्रा में बदल कर जोड़ो-- 

अ) 5०० ग्रा+-५२ डेकाग्रा+-३२४५ ग्रा--४४४५ ग्रा 

ब) २५ हेग्रा--७ डकाग्रा--७७४५ ग्रा ५६५ ग्रा 
एक त्रिभुज कौ भुजाएं ४५ सेमी, ७:३ सेमी और ५ क सेमी लम्बौ हैं। 
रोनों भुजाएं मिलकर कितने सेमी लम्बी हैं ? 

लहाफ में .हरि के पिता ने ३:७५ किग्रा रुई भरवायी । लिहाफ के, कपड़ 
का वजन १२५ डेकाग्रा है ।.लिहाफ का कुल वजन बताओ । - 


दशमलव का घटाना 


अब्दुल्ला को लम्बाई १:५२ मो है और उसको छोटी बहिन हमीदा को 
1:३५ मो । अब्दुल्ला हमोदा से कितना अधिक लम्बा है ? 


१:५२ सौ [oa 
नि की, १५२ सेमी 
००१७ मो a दै, सेमी 
रः. ०१७मों १७, सेमी « या*१७ मीटर | 


दशमलव भिन्न का घटाना साधारण घटाने को तरह ही होता 
उत्तर में दशमलव बिन्दु ऊपर के दशमलव बिन्दुओं के ठीक 
। रखते हैँ। 
अभ्यास २२ 
ओ-- फु 
५२४मी १०:३१ किग्रा ५०० किग्रा ६२४ किमी 
"२ ७प्र्मी -४६७ किग्रा ११८ किग्रा -५७८ किमी 


जलन आणाणा ee —— पापी —— था 


[ ४३ ] 


२. ७:०५ किमो-- ४७३ किसी, ७मी-३:२५ मी, ६४८ ली--४ ८६ ली 
३. मीटर में बदल कर घटाओ-- 
(अ) ४०० सेमी-- १२७५ मिमी, १५ डेसीमी -- २५ सेमी, २५ डेसीमी-_-..* 
१२५ सेमी 
(ब) ४५ सेमी--४५ मिमी, ३५० सेमी- २६७५ मिमी, २२६ सेमी - 
१७४ सेमी 
४. किग्रा में बदल कर घटाओ-- 
४७५ हेंग्रा- २३०० ग्रा, ८७५० ग्रा-२३'५७ हेग्रा, ५६२५ 'ग्रा- 
४५८५ हिंग्रा 


` ५. रामराव का वजन ३७४८ किग्रा है और हरि का ४२४५ किग्रा। हरि का 


वजन कितना अधिक है ? 
६. राम का घर स्टेशन से ३ किसी दूर है और राधे का ११२५ मी । राम के 
घर से स्टेशन कितना अधिक दूर है ? 


i | 
द्रत मौखिक ~ ३ थे 


(१) छा व, क Fw एप्‌ ड "चं, वठ + १6’ छू द' ५ सेठ | १ 
(२) १७1 २३, १५" बू, ३३ 116, पर्‌ “१४ १३7२३ पू षेए’ EE) 


विविध प्रश्‍न (२) | ॥ 
क), 1 
१. इन्हें पढो-- २३५ मोटर, ४५४ किग्रा, ३२५ लीटर, रु० ५८५ 
२. इन्हें दशमलव में लिखो-- 
0 “ ८ डेंसीली 1: 
, २ किग्रा ऽ हेग्रा, ३ किग्रा ७५ डेकाग्रा, ४ मो ७५ सेमी, ५ ली ६ डेसीली 
३. (अ) जोड़ो-- 
२५-३४-४५, १८+३५--५७, ३१४४--४'२--१ ८७ 


1 "२ 


१४ 


(ब). घटाओ-- ० 
४४-१८, ३५८-२१३, ४७५३.५६, ५८७५-४-ढै८७ 
. एक लीटर दूध के दामं रु० ३:४० हैं। बताओ $ लीटर दूध के दाम कितने 
' पेसे होंगे । | लीटर दूध के दाम कितने पसे ? | 
“बताओ इन दशमलव संख्याओं में ४ का क्या स्थानीय मान है-- 


३४, ४२९, १:०४, ३५४, ३५०४ 

. एक बोरे में एक कुन्तल चावल है । ऐसे २० बोरं चावल का वजन मौटरी 
'टन में बताओ । | 

. १२ मीटर लम्बा तार है। इसके ५० सेमी लम्बे कितने टुकड़े बनेंगे ? 

: एक परिवार में २ लीटर दूध प्रतिदिन आता है । यदि एक व्यक्तित को 
_ ४० सेंटीलीटर दूध मिलता हो तो बताओ परिवार में कितने सदस्य हैं । 
. नीचे दी हुई नाप की रेखाएं खींचो-- . 

८ सेमी ५ मिमी, १०२ सेमी, ५६ मिमी, १. डेसामी २ सेमी 

. स्वेटर बनने के लिए सुरजीत फे पास २०० ग्राम ऊन है । स्वेटर पूरा 
करने के लिए उसे पचास-पचास ग्राम की चार लच्छियां ओर चाहिए । 
बताओ स्वेटर बुनने में कुल कितना ऊन खर्चे होगा । 

. १५ सेमी लम्बे किनारे वाले ५ वर्गाकार रूमाल हैं । इनके चारों शिनारों 
` प्रर फीता लगाने के लिए कितने लम्बे फीते की आवश्यकता होगी ? यदि 
फीता ३० पेसे प्रति मीटर मिलता हो, तो कुल फीते की कीमत दताओ। 


. एक वर्गाकार खेत के, भुगा | 
२१५ मोटर है। उसरें चारों 
ओर एक फेरे में कितना तार 
लगेगा ? तीन फेरो में कितना ? 


. खाली स्थान भरो-- 
३ 9 ८6 _ 0 
४ क ठ स | हितका Ei २० 


. इन भिन्नों को सरल करो--- 
१२ दद २४ ३ 
वह पका इर उई पाउ हैं 


(ख) | ५ 


१,०१५ | छि 
४३-१३३). : हैन रेक्दः ३+ १ + २२+ १६-६ 


. उत्तर बताओ-- 


२ 5 \9 - पु 


- इ में कितने आठवें भाग हैं ? २३ में कितने आठवें भाग हैं? 
. भागफल और शेघ निकालो-- 


२५,४५२३ ३७५ २,६२३,४०१ ४०: १०८-५४7; १३,५८८ : ६ 


. दो भिन्नों का जोड़ ५३ है। इनमें से एक ३६ है । दूसरा भिन्त बताओ। 


७. १:७५ मीटर से ८० सेंटीमीटर कितना कम है ? 


क 


.. खाली जगह भरो-- | 
(अ) १५४६-२- Co कः 
(ब) , ५८० ६०,” ५२०० ४०=् 


. 8&8 और १०४ के बीच की सम संख्याओं को जोड़ो । 
. २८४ में क्या जोड़ा जाय कि जोड़ ११ से कट जाय ? एसी सबसे छो 


संख्या कोन सो है ? , 


_ बताओ ईन संख्याओं में कोने-कोन सी २ से और कोन-कोन सी ५ से३ 


जातो हें--. 
१५३, १७०, १४८, २२५, ३७३, . ३७५, ४१० 


, 5७ आदमियों सें ₹० .८२'४५ बराबर बाँटे गयें। बताओ हर एक आइ 
` को कितना-क्रितना सिला । 
. १ किग्रा मक्खन फे दाम रु० १२:५० हैं । चौथाई किग्रा मझखन के ३ 


बताओ । 


. एक रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के १२५ यात्री थे । द्वितीय श्रेणी के याहि 


. की संख्या प्रथम श्रेणी के यात्रियों की & गुनो थो । बताओ गाड़ी में | 


कितने यात्री थे । ति 


| हैक | 


IX 


।६. 


“इन संख्याओ में ६ का स्थानीय मान बताओ-- 


६२५, ५६, ६०२५, २६३ 


२० लीटर पेट्रोल में एक मोटर ट्रक १०० किमी जाती है । २३५ किमी 
जाने में उसे कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी ! 


(ग) 


. खाली जगह भरो--- 
(अ) १५६ मीटर==१ मीटर ५ डेसीमी ६ सेमी 


(ब) २४५ मीटर"-२' ४४ Dern ५१११" 


. (स) ३५८ भोटर =`: सीः": 'डेसीमी सेमी 


(व) “६४ सीटर--'““डेसीमी “सेमी. 


२. 


एक दुकानदार ने एक थान से ३:५ मीटर, ५७५ मीटर, २५ मीटर ओर 
६' २५ मीटर कपड़ा बेचा। बताओ उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बचा । 
अगर कपड़े का भाव' रु०. २:२५ प्रति मीटर हो तो दुकानदार ने कुल 
कितने रुपये का कपड़ा बेचा ? 


: एक ठेले में १०० किग्रा का एक बोरा, ५५ ५००- किग्रा की कपड़े को 


एक गाँठ ओर २०७०० किग्रा का एक सन्दूक रखा गया । कुल सामान 
का वजन बताओ । यदि इस ठेले में कुल १००० किग्रा सामान लादा 


जाता हो तो उसमें अभी और कितना सामान रखा जा सकता है ? 


. एक गाँव की कुल आंबांदी ६१० हैं । इसका ५ भाग बच्चे हैं। गांव के 
' बच्चों को संख्या बताओ । 


. रमेश ओर केलाश के पास कुल १ रुपया ५० पेसे हैं। रमेश के पास केलाश 


से २० पेसे अधिक हैं । बताओ दोनों के पास कितने-कितने पसे हैं । 


.' दिवाकरः ने पहले & ५० किग्रा शकर खरीदी । बाद में उसने १७% 


किग्रा शकर ओर खरीदी। बताओ अब उसके पास कुल कितनी शकर है । 


[ ४५ | 


७. श्याम के घर से स्कूल ६5 किमी दूर है और राम के घर से १ किमी । किसे 
घर से स्कूल नजदीक है और कितना ? 


5" दन गुणा के प्रश्नों में खाली जगह भरो+- 


७+ ५ ३ 5 ४ ४ + द 
PEs he 2८ द १८ दी 
४३५० ३१६० ३७ ६ २ 


रड: एक मजदूर ने शाम को ६ किग्रा आटा, २ किग्रा चावल और :१५ कि) 
राल खरीदी । उसने कुल कितना सामान खरीदा 
१०. सरला ने १० मोटर लम्बे फोते से ३७५ मोटर लम्बे दो टुकड़े काटे 
. कितना फीता बच रहा ? 
११. एक गोलाकार मेदान का घेरा ५०० मोटर है। दो किलोमीटर की दौ 
... के लिए पदान के-'कितनें चक्कर लगाने पड़ेंगे ?.. 


दशमलव में १०, १०० इत्यादि से गुणा 
१० से गुणा-- 
दि सेमी ०८१० 
--६८५० सेमो 
=६८'४ मो 


६८५ मी ~ १०५६८ ५ सो 


| 2000 मिमी >» १५ 
= ६८५३० मिमी 


६८५३ सी ५ १०= ६४५३ मी 
= ६८५३ मो 


किसी दशमलव संख्या को १० से गुणा करने से दशमलव बिः 
एक स्थान दाहिनी ओर हट जाता है । 


[ भन] 


उत्तर बताओ---- । 

१. ५३२ मो > १०, २५५ मी 5१०, ३५८ मी ५ १०, ४०८ मी «८१० 
२. १२: ५४लो १०,५ ३२ङेसीमी )८ १०,७: ४८हेमी )८ १०,१: ० ८किमी ?८ १० 
३. २७४५२ किग्रा ५ १०, १३४३५ किग्रा ८ १०, - १५: ७२४हेग्रा < १० 
४. २'५>< १०, ३४> १०, ७०५१०, ६०८% १० "०८% १० 
१०० से'गुणा-- ` 


ल झ३ मी १०५१० 
== ६्‌८'३ मो. २८१० 


६८३ मो १००=६८३मी, | 
| =६्‌ऽरे मो 


किसी दशमलव संख्या को १०० से गुणाः करने से दशमलव 
बिन्दु दो स्थान दाहिनी. ओर हट जाता है । 
१००० से गुणा-- 

७५२३ किग्रा ~ १०००७५२३ किग्रा 

१००० से गुणा करने से दशमलव बिन्दु तीन स्थान दाहिनी . 
ओर हट जाता है । ` 
उत्तर .बताओ-- विक 
“ ३:२५ मी)८१००, २७५ मी १००, ४.२१५ किमी ˆ १०० 
. १५७८ लो `` १००, ६३५ डैसीमी १००, ७०६१ किग्रा ५ १०० 
` ७५२३ किग्रा १०००, ८४५६ ग्राम > १०००, ह ३८४ हेग्रा १००० 
., ३६४१००, २७२१००, ६१२५१००, ३.०१२% १०० 
३७५६ १०००, ३०५६१०० २३०५१००, "४२५५१००० 
देखो एसे ही-- 


HC WM A ~ 


Ee मी ८१० १८१० | १० | 
=५५ब्री ५१० 
= ४५० मो | 


| 46 ५ मी १००-5५-४५०, मो 


+ बाधक, 
ty 


दशमलव बिन्दु को दाहिनी ओर हटाते समय जब अंक कम 
पड़ते हैं तो. आवश्यक शून्य बढ़ा लेते हैं । 
॒ \ : 53७ अल 
००८ मी ५ ८१०००5४८ सीं | ३ पिछ, २ 4०00 
अभ्यास २३ | | 

१. १०» से गुणा करोः ५६, ५६५, ५६५२, ३७२५ 

२. : १०० मे गुणा करो : 5३७५, ८३७, ८३, ६५, ८०५ 

३: १००० से गुणा करो: २७६४, २:७६, २७५, ३४५, ४०८ 

४. एक आदमी एक कदम में ७५ मी जाता है। १०० कदम में कितनी दूर 
जायगा ? १००० कदम में कितनी दूर जायगा ? 

५. एक बोतल में '७० लीटर सोडावाटर आता है। बताओ ऐसे ही दस, सो 
एक हजार बोतलों को -भरने के लिए कितने-कितने लीटर सोडावाटर की 
जरूरत पड़ेगी । | 

. ६. एक लीटर स्पिरिट का भार '८ किग्रा होता है । दस, सो और एक हजार 
लीटर स्पिरिट का भार किलोग्राम में बताओ । 


द्रुत मौखिक | 

(१) हर एक में १० से गुणा करो: ४०, ६५, १०८, २३६, ५१२, ७००, १००० 
(२) हर॑ एक में १०० से गुणा करो: ८, १५, ३२, ८०, १०५, २१०, ५४६ 
(३) हर एक में १००० से गुणा करो: ५, १३, ५४, ७४, 5६, २१५, ३५२, ४० 
(४) जोड़ो--/५+ ८) देता, "७4% घ+ '२, दा ७, १५-५७ 


दशमलव में १०, १०० इत्यादि से भाग 


i । सेमी --१० | न्क] 


१० से भाग-- 
= ७८५ सेमी 
७८५ ग्रो १०७८५ मो | ++७' ८५ मौ 


५ ३ 


७ “४४५ मो -:- १७.--' ७६८५४ मी 


७८५५० मिमी -१० 
= ७६५ मिमी 
= "७८५ मी 


किसी दशमलव संख्या को १० से भाग देने से दशमलव बिन्दु 


एक स्थान बायों ओर हट जाता हे । 


उत्तर बताओ-- ' 
१. १२५ मी--१०, ` ` १५.३ डेसीमी ऽ १०, . १३/४५ डेकाग्रा- १० 
२. २७४ किग्रा-१०, . ५३२४५ किग्रा-- १०, ६७ ग्रा-१० 
१२५-१०) ३४-१० ५०६-१०, ३6% कली, 
१०० से भाग-- शी, 0 
६८'३मो--१०० ` ` १० से दो बार भाग दो । 
` = ५६३ मो | 


किसी दशमलव संख्या को १०० से भाग देने से दशमलव बिन्दु 


दो स्थान बायीं ओर हट जाता है । 


१००० से भाग-- 
ऐसे ही, १२३५ किमी: १०००= १२३५किमो . 
१००० से भाग देने से दशमलव बिन्दु तीन स्थान बायीं ओर 


हट जाता है । 


: उत्तर बताओ-- . 


HR 
` २७५ किग्रा--१०० [ 

8२:२३ किमी + १००, , ५०२३ ली--१००, , 
'५८'७ ली--१०० 


१२३५  मी-१००, ˆ १२७५ मो-१००, 


१२३५ किग्रा- १०००, २५३ ४ किग्रा--- १०००, 


२५८ ५ ॒ मी--१००० ड 
.-५१२'३ मो-१०००, ३३५ ८ किग्रा १००० 
` १२५७ हेली-१००० ॒ 


[ ५१ | 


ew 


देखो-- 


६ 


तो 


६५०० मिमी-१०० 
५मी--१००-- ०६५ सौः =६५ मिमी 
. +-+ ०६४ मी 


दशमलव बिन्दु को बायीं ओर हटाते समय अंक कम पड़ते हैं 


आवश्यक शून्य बढ़ा लेते हैं । 
ऐसे ही-- | 
क ३३ 
४७-:-१०००-- ०४७. 
$ 
| अभ्यास २४ `. 
. १० से भाग दो-- 


१५:३, ३३४२, २५७, ४६३, ३८५, "५८, ७८ 


. १०० से भाग दो 


२५२, १५७ १२५:३, १३२८५, ७५, पिष, '७२ 


३. १००० से भाग दो--' 
१२५२, ३२६८, १४५६२५ ३२१, १४४२५, ८७६ 

४. खाली स्थान भरो-- | | | ह 
(अ) २४--१० ८-४४: २४--१००=४ "` NE OA बिल 
(ब) ३ (१ १०= eo न ४ ३ प्र १०० 5८ ०७ ३ PS 
(स) ७२-:-१० 5८: ७२-:-१०० ३ १ hI कक त 


५. १ डेकाग्रा सोने का मूल्यं ₹० १५५० है। १ ग्राम सोने का मूल्य बताओ । 


६. 


द्र्त 
(१) 
(२) 
(२) 
(४) 


१ किग्रा चाँदी का मूल्य रु० २६७५ है। १ डेकाग्रा चाँदी का मूल्य बताओ ! 


मौखिक 
८ किमी = कितने हेमी कितने डेकामी, कितने मी ? 
१५ किग्रा = कितने हेग्रा, „ - कितने डेकाग्रा, कितने ग्रा ? 
५ हेलो = कितने डेकाली, कितने लो, कितने डेसीलो ? 
७ मी = कितने डेंसीमी, कितने सेमी, ˆ" कितने मिमी ? 


भर 


[ ५२ ] 


(५) १ प्रा. कितने डेसौग्रा, कितने सेग्रा, कितने मिग्रा ? 


२ सेमी ` 


११ (ब) कसेग तक नापो । पेमाने रे 


.' यह स्कूल के खेत का खाका है। घ 


-(६)' ८ ली कितने डसीली, कितने सेली, कितने मिली ? 
( ८) 


9) घटाओ 5468 गक २५-१६, CE ES i i 


खाका बनाना 


४ सेमी | यह एक कमरे के फर्श का खाका है। कमरे 
CRE की लम्बाई २० मोटर है। खाके में कमरे 
की लम्बाई ४ सेमी. से दिखायी गयी है। 
खाके का १ सेमी ५ मीटर प्रदर्शित करता 
है। इसे खाके का पैमाना कहते हैं। 


. खाके को चौड़ोई नापो। बताओ कमरे की चौडाई कितने मोटर है । 


खेत की लम्बाई २० मीटर और 
चोड़ाई १५ मोटर है। 


(अ) क से ख तक नापो । खाके 
का पेमाना क्या है? 


को सहायता से बताओ क्रि खेत के दो आमने-सामने के कोनों के 
बीच को दूरी क्या है। | 


. एक घर का आँगन ८ मोटर लम्बा ओर ४ मोटर चौड़ा है। खाके में चौडाई २ 


सेमी से दिखायी गयी है। लम्बाई कितने सेमी से दिखाओगे? आंगन का खाका 
बनाओ । 


[ ५३ ] 


४. नोचे के शहरों के बीच . 
की द्री नक्शे में नापो और 
पेमाने की मदद से किमी में 
दूरी बताओ! 


(अ ) लखनऊ से इलाहाबाद 
(ब) लखनऊ से कानपुर 

(स). लखनऊ से वाराणसी :, |, 
(द) इलाहाबाद से वाराणसी 


द्रुत मौखिक. 


`-बताओ-- ` 


१००-१२ Fe १००- २२, । १००-- ३२, १००-४२, . १००-५२ 
Nos - ६२, १०० -- ७२, १००-८२, . १००-६२, ` १५० - ह 


/ 


इस चित्र में आयत का परिमाप इस चित्र में टिट से आयत का 


दिखाया गया हेश | तल दिखाया गया है । 
नीचे टिप्र हुए आयतों में किसका तल अधिक है ?- 


नीचे की आकृतियो के परिमाप में क्या सम्बन्ध है ? (बराबर हैं) इनके तलों 
में क्या सम्बन्ध है ? किसका तल सबसे अधिक है ? 


2. OTT तछा 


देखो, परिमाप बराबर होने पर भी घिरा हुआ तल अधिक या कम हो, सकता है.। 
. नीचे चित्र (१) को दो बराबर टुकड़ों में काटकर चित्र (२) में उन्हें दूसरे ढंग 
` से रखा गया है । दोनों चित्रों का तल बराबर है।-उनका परिमाप नापो । किसका 
परिमाप अधिक है? . ह ै 


चित १ हि . चित्र २ 


वर्ग गिनकर बताओ कि नीचे के चित्रों में किसका तल सबसे अधिक है और किसका 
सबसे कम-- ` [ 


पिप 


पि । 1 82 ह | | 1 ।“ । 
जस rp 
था कक | 
मि FEF 
1212 24 248 81848 1888 
सिन क जति 


` अभ्यास २५ 
१. दर्पती का एक वर्गाकार टुकड़ा काटकर मेज ओर ब्लेक बोर्ड के तल को तापो। 
` किसका तल अधिक हैं ! " 
२. देखकर बताओ कि दोनों में किसका ऊपरी तल अधिक है-- 
रुपये और पैसे में, गणित की कापी ओर किताब में । 


[ एप है| 


१ | 


३. खाने गिनकर बताओ कि किस आकति का तल सबसे अधिक है और किसका 
सबसे कम-- | १ 


AE 


` ५. नीचे किस आकृति में सबसे अधिक तल हें? किसमें सबसे कम? किन दो के 
तल बराबर हैं ? 


| I हरि ने अपने ऊनो कोट के लिए ७० सेमी चौड़ाई बाला ४ मोटर लम्बा कपड़ा 
खरीदा । बताओ इसको दूंनी चौड़ाई बाले कितने मीटर लम्बे कपड़े से उसका 


| _ कोट बन सकता है। 
। ७. १५० सेमी चौड़ाई वाले आधे मीटर लम्बे कपड़े से एक हाफ पेट बन जाता है। 
इसको आधी चौड़ाई वाले कितने मीटर लम्बे कपड़े से वह हाफ पेट बन 


सकता है ? 


|, ००५ {दः ] 


rope “ लगभग कितना ? 


१. बिजली के एक पंखे का'मल्य रु० ४७८ ३३ है । ऐसे १२ पंखे खरीदने के 
लिएं कितना रुपैया चाहिए ? 
रु० ४७८३३ लगभग रु० ४८० हुए । 


ठीक उत्तर 


रू० ४८०. १२-=र्‌० ५७६० ` रु० ४७८३३५१२ 
उत्तर रु० ५७६० के लगभग होना = ₹० ५७३४४६ 
चाहिए 


२. एक आदमी नें विवाह के अवसर पर रु० ४२५ का रेडियो, रु० १४३ को घड़ी 
रु० ४८० का कपड़ा ओर रु० 5२० का जेवर खरीदा । उसने कल कितना 
खच किया ? | 


मोटा अनुमान-- 


रू० ४०० 
छ २०० 
रू० ४०० 
ज॑रू०ए ६०० + 
रू० २००० 


हि . सरकार ने विकास क्षेत्रों के लिए ४८ जीपें रु० &,&८, &२८ में खरीदीं । एक 
जीप की कीमत बताओ । 


मोटा अनुमान-- ॥ हु उत्तर 
रु० १०,००,०००---४५०--र० २०,००० . ₹० २०८११ 
उत्तर रु० २०,००० के लगभग होना ४८)₹० ८८६२८ 
चाहिए । 


उत्तर का मोटा अनुमान बहत जल्दी लगाया जा सकता है ओर इससे हम 
भारो भूलों से बच जाते हैं । 
अभ्यास २६ 


१. उत्तर का मोटा अनुमान करो-- 
८५-९७२ ८४१-५२७; ६४६१२६; ४१०-३६ 


r ३ 


२. एक डिब्बे घो का मत्य रु०:१६ है । ऐसे ४८ डिब्बे घी का लगभग दाम 


निकालो । 


३. एक दुकानदार ने ७२ साडियां रु० १४२० में. मंगवायों । उसे एक साड़ो 


लगभग कितने रुपये में पड़ी ! 


निकटतम मान 


मालती की लम्बाई ७३८ 
सेमी है । इंसको मोटे तौर पर 
कितने सेंटीमीटर बतायं ? ७३ 
सेमी या ७४ सेमी ? 


मालती की लम्बाई ७३ 
सेमी के मुकाबले में ७४ सेमो 
के अधिक निकट है । 


निकटतम सेंटीमीटर तक लम्बाई ७४ सेमो है। 


एक महीने पहले मालती की लम्बाई ७३:२ सेमी थो। _ il 


यह ७४ सेमी के मुकाबिले में ७३ सेमी के अधिक निकट है। 
उस समय मालती की लम्बाई निकटतम सेमी तक ७३ 
सेमी श्रो । ' 
निकटतम इकाई तक मान 


सख्याए--७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३६ ७३ ७५७२८ ७३६ 


निकटतम इकाई 
'तक मान-- ७३ ७३ «७३४०५ ७३ ७४ 


७३ ४ दोनों के बीच में है। इसको ७३ या ७४ कुछ भो माना जा सकता है। | 


हम इसे ७४ मानंग । 


`[ ४८ ] 


७४ 


४ 


3४ 


८९ 


“इन संख्याओं का निकटतम इकाई तक मान बताओ--. 
८०१, ८5०६, ८5०५, &ै०'& ग्राम, २०२ किग्रा 


निकटतम दहाई तक सान 
संख्याएं--&७१ ६७२ 5७३ ६७४ ४७६ 6७9 ४७८ ८५६ 


_ निकटतम दहाई तक मान--६७० ६७० ३७० ६७० &द० ई८० &द०. ८० 


5७५ को निकटतम दहाई तक &5० मानेंगे । 


9 निकटतम संकड तक मान 

- संख्याए--४२०१ से ४२४६ तक ह ४२५१ से ४२८४ तक 
`; ४२०० ४ - ४३०० 

४२५० को निकटतम सेकड़े तक ४३०० मानेंगे। 


इस पतीली का वजन ४ ७३ किग्रा है। इस बोतल में १६६८ लीटर रोशनाई 


दशमलव के प्रथम हु - + इसका आती है। दशमलव के प्रथम स्थान तक 
निकटतम वजन ४ ७ इसको निकटतम धारिता १७ लोटर है। 
देखो-- 


दशमलव के प्रथम स्थान तक निकतम मान निकालने के लिए 
दशमलव के दूसरे स्थान के अंक को झते हैं। यदि वह ५ से कम 
होता है तो उसे छोड़ देते हैं और यदि वह ५ या ५ से अधिक होता 
है तो प्रथम स्थान के अंक में १ जोड़ कर निकटतम मान लिखते हैं । 
दशमलव के प्रथम स्थान तक निकटतम मान बताओ-- 
७२:३४, १४-५६ किग्रा, ८-६१ लोटर, ६ ६६ मी [ 
:. ऐसे हो, दशमलव के दूसरे या तीसरे स्थान तक निकटतम मान बताते हैं । 


[ ५६ ] 


हि छ र कहा ४ 
| दशमलव के दूसरे स्थान तक निकटतम मान बताओ-- 


| ४१२६, १७३८५, २०८७४, २५०८२३ 
. अभ्यास २७ 
१: एक शहर की आबादी ४,३३,००० है । शहर की आबादी निकटतम लाख 
तक बताओ। - 
२. पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी ३,८४,००० किमो है । इस दूरी को निकटतम लाख 
` किमी में बताओ। 
३. पथ्वी से सुये को दूरी १४,८८,००,००० किमो है । इस दूरी को निकटतम 
. करोड किमो में बताओ । 
४. एक बोतल में ११८ लीटर स्याही है । स्याही की मात्रा लीटर में दशमलव के 
प्रथम स्थान तक शुद्ध बताओ । ' 
५. एक संयुक्त परिवार में भोजन के लिए एक दिन में ६८ किग्रा गेहूँ की 
आवश्यकता होती है । ३० दिन में कितने गेहूँ की आवश्यकता होगी ? , 


दशमलव संख्या में पूर्णाक से गुणा 


एक करते में २७५ मोटर कपड़ा लगता है। ऐसे ही ५ कूर्तो में कितना कपड़ा लगेगा! 


७ FO 
ग के २७५ मोटर"-२७५ सेमी 
२७५ सेमी 
१३७५ उत्तर: १३ ७५ मीटर के 
मोटी जाँच-- 


॒ . | १३७५ सेमी 
वश २७५ निकटतम इकाई तक ३ है । Pri ३७५ मीटर | 
. ३» ५=१%'' 


उत्तर १३७५ जो १५ के निकट है ठीक मालूम होता है। हमेशा मोटी जाँच 
[ ६० |. 


(जबानी) कंर लिया करो, जिससे मालूम हो जाय कि दशमलव बिन्दु ठीक 
स्थान पर लगा है न कि आगे या पीछे। 


दशमलव संध्या में पूर्णाक का गुणा साधारण गुणा की तरह 


किया जाता है । गुण्य में बिन्दु की दाहिनी ओर जितने दशमलव 
अंक होते हैं, गुणनफल में भी उतने ही होते हैं । 


अभ्यास २८ 


१. मोटी जाँच (जबानी ) करके देखो कि नीचे क गुणा के प्रश्नों के उत्तर सही 


मालूम होते हैं या नहीं-- 


वे पर: |, ४ पैर कं] ८२५. ११५५ १६.०५ 
८.३ 2639 > दः छट कु ~ 
३६ ८२ ८३६७ ६६०० ५७७५ १७१४५ 


गुणा करो और उत्तर को मोटी जाँच (जबानी) कर लो-- 


+२. 
३. 


४. 


१५५२४, १८:३६, ` ३०८८८, . ३५७५८, 2०८९४ 
१२:६४ किग्रा 2 २५, २५ लीटर `° १६), ६५ मो: २५, ७२ मी ?८ १५ 


एक रुपये का १४ किग्रा आल मिलता है। “बताओ २५ रुपये में कितना आलू 
मिलेगा । 


. एक लीटर -स्पिरिट का वजन ८ किग्रा है । बताओ १२ लीटर स्पिरिट का 


वजन कितना होगा । 


. एक आदमी ३५ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि वह 


४ घंटे रोज चले, तो २ दिन में वह कितनी दूर की यात्रा कर लेग] ? 


. एक हेक्‍्टोलोटर गेहूँ का वजन ७४ ८ किग्रा है। एक किसान के पास ४५ 
- हेक्टोलीटर गेहूँ है।.क्‌ल गहूँ का वजन बताओ। यदि एक कुन्तल गह का मूल्य 


.. रू० ८४ हो तौ कुल गेहूँ का मूल्य बताओ। 


[ ६१ ] 


. ४:३५ सेमी “८, रु० ५'८६ > ५, १२'८६ ली )८'६: 

. दिवाकर १ घंटे में ५६५० मोटर सूत कातता है । ४५ घंटे में कितना 
' सूते कातेंगा ? ` ० 

. एक भोटर कपड़े का मूल्य रु० ८६० है । २४८ मीटर कपड़े का मूल्य 


क्यो होगा ? 


. लोहे को एक छड की तोल ६:३ किग्रा है । ऐसी ही. १२ छड़ों की तोल क्या. 


होगी ? 


. मोहन ने रु० ८६५ प्रति मीटर के हिसाब से १६ मीटर पापलीन खरीदी । 


उसने दुकानदार को बोस-बीस रुपये के सात नोट दिये । उसे कितने रुपये 


“बापसं मिले ? 
. एक तार की लाइन दोड़ाने में १२५ किमी लम्ब १५ टुकड लग । कुल 


तार की लम्बाई बताओ । यदि एक मीटर तार का वजन ८५ ग्राम हो 


“तो कुल तार का वजन बताओ । - 
. एक बोतल में “८५ लीटर तेल आता है। ऐसी ही ४८० बोतलों में कितने 


लीटर तेल आयेगा ? 


. हिन्दी की एक पुस्तक के दाम रु० १२० है ।. ऐसी हो ५ पुस्तक क्रितने 


रुपये सं, मिलेंगी ? 


- राजीव ने १४ किग्रा आम रु० '७० प्रति किग्रा के भाव से, ५ किग्रा 


बिस्कुट रु० ८२० प्रति किग्रा के भाव से ओर २४ किग्रा शकर रु ' 
४:८० प्रति किग्रा के भाव से खरीदी । उसने कुल कितना रुपया खर्च 
किया ? १ 


द्रुत मौखिक 


बताओ-- 


(१) 


( 
७३ 
( 


(५ 


४:६ _ मो = कितने मी और कितने डेसीमी ? 
८२५ मी कितने मी, कितने डेसीमी और कितने सेमी ? . 
१४१३७ ` मी = कितने मो, कितने डेसीमी, कितने सेमी और कितने मिती ? 
२५२६४ किमी = कितने किमी, कितने हेमी, कितने डेकामी और कितने मी ? 
४००० मिमी = कितने सेमी, कितने डेसीमी, कितने मी ? 


(६) ६००० ` मी = कितने डेकामी, कितने हेमो, कितने किमी ? 


[इक | 


(७) ५००० ग्रा> कितते डेकाग्रा, कितने हेग्रा, “ कितने किग्रा ? 
(८) ६०० ली- कितने डेकाली, * कितने हेली ? 


१- १ मीटर कपड़े का मूल्य रु० ५८७ है। २:४ मोटर कपड़े का मूल्य बताओ । 


देखो-- 
हद. ॥ हि | 
5२:४ उत्तर हमें निकटतम पेसे तक लिखना 
क क चाहिए, यानी दशमलव के दूसर स्थान 
११७४ तक निकटतमै मान निकालना है । 
१४१ ७ ८ उत्तर : रु० १४-०४ (निकटतम पेसे तक) 
२. १ किग्रा रुई कां मूल्य रु० ६८२ है । ३७ किग्रा रुई का मूल्य बताओ । 
हुक 
xX ३७ ह 
७७४,१७ उत्तर : ₹० २५१२३ (निकटतम पेसे तक) 
२.०४ ६"... RT हैः - 
२५२३४ 


अभ्यास ३० क 


१. १ मोटर कपड़े के दाम र० ८:२५ हें। ३:५ मोटर कपड़े के दाम निकटतम 
पसे तक बताओ । 

२. १.किग्रा कटहल के दाम रु० '८६ है। १५ किग्रा कटहल के दाम बताओ । 

। ३. -१ कुन्तल गेहूँ का मृत्य रु० १६२ ५० है । ८५ ५ कुन्तल गेहूं का मूल्य बताओ। 

४. १ लीटर पेट्रोल से एक मोटर ६'२५ किमी जाती है । ८५ लीटर पेट्रोल से 
वह कितनी दूर जायगी ? उत्तर दशमलव के निकटतम दूसरे स्थान तक 
ही लिखो । 

५. १ ग्राम सोने का मल्य रु० १५१ ५० है । ६७५ ग्राम सोने का मल्य बताओ । 
(निकटतम पसे तक) 


द्रत मौखिक | के 
( १) १५ मिमी = कितने सेमी कितने उसीमो, कितने मी ? 


(२) २५६ ग्रा> कितने डेकाग्रा, कितने हेग्रा, कितने किग्रा? - 
(३) ५ लो कितने डेकाली, ` कितने हेली? | 
(४) ७५ मो= कितने डकामी, कितने हेमी, कितने किमी ? 


` 'भिन्नों क्रा जोड़ना-घटाना 


“कमला ने वृत्त का है भाग पहले और फिर ३ भाग रंगा । उसने वृत्त ३ 
कुल कितना भाग रंग लिया ? | [ 


१.६ अभ्‌ ५ 
३1३77 


। जोड़ने से पहंले हम दोनों भिन्नो के हर समान कर लेते हैं, यानी दोनों १ 
छठवें भागों में प्रकट कर लेते pS 


“उत्तर : इ भाग रंगा जां चुका है । 
यहाँ दोनों भिन्नो के रूप बदलने पड़े हैं। ऐसे प्रश्तों में हम दोनों भिन्नो 


" _ हरों को गणा करके समान हर प्राप्त कर सकते हैं । 


१ वि 
बताओ .२-३=? 


I 


प्‌. 


» 


11 


र 


(अ) इ ओर ह ` 


\घहाओ-=- ` 


अभ्यास ३१ 


नीचे के भिन्नो को समान हर वाले भिन्नो में बदलो और बताओ कि प्रत्येक 
जोड़े में कोन सा भिन्न, सबसे बड़ा है-- 


(ब) ओर बेद... 


र क 


-(स)१ओरई ` ` 


ते . 


ह Mes Ck 
कह ERE LRN 


. नीचे के प्रश्नों को अपनी कापी: पर उतार लो और पूरा करो--- 


3 १ न 3 
(अ) - मइ .. (ब) `` ¬ (स) ४ 
CRE Ne 52. है 3 ग Ey 
हर्क १३ Li फुइँ क पक: 
=. ` EE, sh 
12 दु = 


एक छड़ी का 5 भाग लाल ओर ह भाग हरा रंमा गया है। छड़ी का कुल 
कितना भाग रंगा है ? लाल भाग हरे भाग से कितना ज्यादा है ? 


. एक आदमी ने अपने धन का $ भाग बड़े लड़के को दिया और ४ भाग छोटे 
ˆ लड़के को । दोनों लड़कों को कुल मिलाकर पूँजी का कोन सा भाग मिला ? 


` एक क्यारी के ६ भाग में टमाटर बोये गये हैं और ड भाग में बंगन । टमाटर 


बोय्रा हुआ भाग बेगन वाले भागु से कितना ज्यादा हे ? 


- एक आदमी ने कुल यात्रा का ७ भाग पेल और २ भाग मोटर बस से तय 


कर लिया है । बताओ उसे यात्रा का कितना भाग अभी ओर जाना है । 


[ ६७. | 


हैं Se आस पल मल नमक कटन 
£ 

` द. एक दुकानदार ने एक तरबूज का ३ भाग बेच दिया ओर ; भाग अफे 

लड़के को दे दिया । बताओ उसके पास तरबज का कोन सा भाग बच रहा| 


द्रुत मौखिक . 
(१) (अ) ८५ किग्रा = कितने किग्रा और कितने हेग्रा ? 
(ब) २५७२ किग्रा = कितने किग्रा, कितने हेग्रा और कितने डेकाग्रा ? 

(२) किग्रा में बताओ: ४ किग्रा ८ हेग्रा २ डेकाग्रा ५ ग्रां, ४ किग्रा ५ डेकाग्रा । 

. (३) किमो में बताओ: १५ किमी ५ हेसीं छ डेकामी ३ मी, ६ किमी ८ मो । 
(४) मी सें बतोओ: ७ मी ३ डेसीमी २ सेमी ५ मिमी, & मीटर ७”मिमी । 
(५) हेली में बताओ: ८ हेली ५ डेकाली ३ ली, १२ हेली ५ ली । 
(६) रुपयों में बताओ: ४ रु० २५ पेसे, २ ₹्‌० ५.पंसे, ८ रु० ८० पंसे । 


“दशमलव, संख्याओं का भाग 
“१. ३५:६ मीटर लम्बे तार के ४ बराबर टुकड़े किये गये । एक टुकड़े को लम्बा! 


मोटर में बताओ । 
करोड छोटी विधि 
क हे . दई 
४ ) ३५६ ln ब सेमो 
३२ ४)३५६ _४)३५६० सेमी 
ह हँ दर्द० सेमी या ८'& मीटर 
३६. उत्तर: ८६ मीटर 
मांटी ज र ( जवानी ) ~ ड. 
उत्तर आना चाहिए लगभग ३६ :-४= ६ । इसलिए उत्तर ८ द ठीब 
मालम होता हे । 


दशमलव संख्या में पूर्णाक संख्या का भाग साधारण भाग की 
तरह दिया जाता है । भाग देते समय दशमलव का प्रथम अंक प्रयोग 


| “६4 ] 


AN 


रं लाने के ठीक पहले भागफल में दशमलव बिन्दु लगा देते हैं। यह 

बन्दर भाज्य के बिन्दु के ठीक ऊपर आता है । 

१, १.३५ लीटर तेल १५ बराबर कुष्पियों में अरा गया । एक कुप्पौ में कितना 
तेल है? . 


म देखो किक 
१५) १३५ 
१'३५ उत्तर: ` ०४ लीटर & se 


`. येदि दशमलव का प्रथम अंक लेने } भी.पहलो बार भाग न जाय तो 


प्रागफल में दशमलव बिन्दु लगाकर शून्य जाता है । 
५ ऐसेहीट- ~`. . ००७ 
EE : १५) १०५ 
"१०५. 
अभ्यास ३२ 


भाग दो और मोटी जाँच (जबानी) कर लो-- | 

१:१६.०५ किग्रा-- ३, २५६८ मोटर ६, २६७२ किली- ८, 
२५.०८ किग्रा--१२ | 

२. १२६४ किग्रा--४, ४० ५८ किमी :-७, ५६:०७ किलो -: ८, 
३२:६६ हेमी+१६ 

३. ६६६८४ मीोटर--१२, ३१-०८ किग्रा १२, ३२४ ८४ हेमो -- ८ 


४ 7 ५ किग्रा चोनी ५ बराबर डिब्बों में भरी गयो । एक डिब्बे में कितनी 
-चीनी आयी ? 
४८ भाग दो-- ६६ हेली + १२, १४४ डेकाग्रा १६, ०६४ किमो. ११ 


[क] 


आवश्यकतानुसार शम्य बढ़ाकर भाग देना 


३ 
१. १२ मोटर लम्बे तार के १५ बराबर टुकड़े किये गये । एक टकड़े की लम्बा 


बताओ। 
"०८ $} देखो-- 
१५)१:२० । १२७०१ २० 
उत्तर : ०८ मीटर... . दशमलब संख्या के अन्त में शन्य बढ़ीं 


से उसका मान नहीं बदलता हे । 
यहाँ भाग: नहीं जाता था, इसलिए भाज्य के अन्त में एक शन्य बढ़ा" लिय 


गया और भाग दे दिया गया 


२. ७ किलोग्राम चाँदी की सिल के ८ बराबर भाग किये गये । एक भाग क 


वजन बताओ । 
८७५  देखो-- 
८)७ ००० ति | T ७८-७० स्स्७:० 0--90०09 


उत्तर : ८७४ किग्रा 


गये हैं । 
निकटतम मान निकालना 


यहाँ भाज्य के अन्त में दशमलब बिन्दु लगाकर आवश्यक शन्य बढ़ा लिए 


भाग के प्रश्नों में उत्तर हमेशा पुरा-पूरा नहीं आता चाहे हम कितने भै 
शून्य बढ़ायें । ऐसी स्थिति मं बिल्कुल शुद्ध उत्तर नहीं निकाला जा सकता है 
हाँ, जितने ही अधिक स्थान तक भागफल निकालते हैं, उतना ही शुद्ध हमें उत्ता 


मिलता है । उदाहरण देखो-- ३-०७८- ४ए०५ ``- 


इस प्रश्न का दशमलव के प्रथम स्थान तक शुद्ध उत्तर ४ है। 
| दसर स्थान तक शुद्ध उत्तर ४३ हे । 
तीसरे स्थान.तक शुद्ध उत्तर ४२६ है । 


ध्यान रखो कि जिस स्थान तक शुद्ध उत्तर चाहिए, भागफल उससे एर 


- स्थान अधिक तक निकाला जाता है । 
अभ्यास .३३ 

` भागफल बताओ-- 

१. ६८१३ ` ८7१% „१२४-६, .१६८--१२, 

२.३०४ 7” १२-५; १५-१२, 


[ ७० ] 


३. भाग दो और उत्तरः दशमलव के दो स्थान तक शुद्ध बताओ-- 

(अ) २८३, ४२ १०-४7 ५-३, १३-४ 

(ब) ८५६ किग्रा-:-३, १२५८ किमी ७, १५४४ हेसी--११ 
४. ७ मोटर मारकीन के दाम अजय ने रु० ३४१० दिये। १ मीटर मारकोन 


के दाम निकटतम पेसे तक बताओ । (भागफल दशमलव के तीसरे स्थान 
तक निकालना होगा ।) 


५. एक लारो ७ लोटर पेट्रोल से ४० किमी की यात्रा पुरी करतो है।' निकेटतम 
हेमो तक बताओ कि १ लोटर पेट्रोल से लारी कितनी दूर जायगी । 
(भागफल दशंमलव के दूसरे स्थान तक निकालना होगा । ) | 

६. एक मालगाड़ी ने ३ घंटे में &२ किमी को यात्रा को । निकटतम किलो-' 

` + मीटर तक बताओ कि. मालगाड़ी को प्रति घंटा चाल क्या है। 

७. ५ मोटर फीते के ३ बराबर टुकड़े किये गये । निकटतम संटीमोटर तक 
बताओ कि हर एक टुकड़ा कितना लम्बा है । 

८. लोहे की १४ छड़ों का वजन ५४ किलोग्राम है । एक छड का वजन दश- 
मलब के दूसरे स्थान तक शुद्ध बताओ । | 


&. एक दुकानदार ने रु० ८६४६ में ३ कलम खरीदे । एक कलम के दाम 
निकटतम पेसे तक बताओ । 


१०. एक गाँव में २५० किग्रा चावल 5 परिवारों में ब्राबर-बराबर बाँटा 
गया । निकटतम हेक्टोग्राम तक बताओ कि हर परिवार को -कितना 
_ चावल मिला । 


द्रत मोखिक 

(१ ) किमी में बताओ: १५ किमो ५३२ मी, १० किमी ७५ मो, ८५ मी 
(२) किग्रा में बताओ: ४ किग्रा १२५ ग्रा, ६ किग्रा ६४ ग्रा, १७५ ग्रा 
५(३) भी में बताओ:७ मो ३५ सेमी, १२ मी ८ सेमी, १५ मी १७५ मिमी 
(४) हेली में बताओ: २ हेलो २५ लो, १५ हेली ६ ली, ८ हेली ७५ ली 
(५) रुपये बनाकर पढ़ो: ५ रुपये & पैसे, ३ रुपये ७५ पेसे, ५० पसे 

(६) गुणा करो: ९२५२०१०, . १२५२१००, १२५१००० 

(७) भाग दो: ४'५--१०, ४५-१००, ४-५-१००० 


[ ७१ |] 


संख्याओं का पारस्परिक परिवर्तन 
दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना 


न छ न वे. ५ |" 


१ 


र 8 त २ 4 सोवें sr Ff CaS 


66/0 न त यु 
० ९“ २ सल सब ३ 3 


दशमलव बिन्दु को हटाकर संध्या के अंकों को अंश में रखते 
हैं और हर में एक के आगे उतने हो शून्य लगा देते हैं जितने अंक। 
दशमलव बिन्दु की दाहिनी तरफ होते हैं । 
ऐसे हो--२ ४ = २ = २५ 
साधारण भिन्न को दशमलव संख्या मे बदलना 
१ मीटर के तीन चौथाई को दशमलव में प्रकट 


करो। | 
१ मीटर के तीन चौथाई = 
७५ मी 
उत्तर: ७४५ मी 


साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए हम अंश 


में हर का भाग देते हैं । | 
ऐसे ही--२६7-२२ देखो, ६८-१-४५८- २ 
अभ्यास ३४ 
१. साधारण भिन्न के रूप सें लिखो-- 
३, ०५मीटर, १५, द किग्रा, ४४ लीटर 
२. १ मोटर कं २१३१ छ? ३! ५१४? पेैउ और च भागों को निकटतम सटीमोटर: 
में बताओ और इन्हें मोटर के दशमलव क रूप में भो लिखो। 


[- ७२ | 


३. नीचे के भिन्‍नों का मान दशमलव के दूसरे स्थान तक शुद्ध निकालो और 
यह बताओ कि कोन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कोन सा सबसे छोटा-- 
, (अ) 9८४ (ब) ए वठ? प 
¦, दशमलव में बदल कर जोड़ो और बताओ कुल कितने सेमी हुए-- 
१ मीटर-+-६ मोटर-- मोटर 


£ 


~ 


अन्तर्राष्ट्रीय अंक 


घड़ी में क्या बजा है? त | 
देखो, घडी में १ से १२ तक को 
, गिनतियां अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में लिखी हैं । 


अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में १ से १२ तक गिनती | 
|” on कु, है TT. 9 1011 12 


नोचे बने टिकटों के नम्बर पढ़ो-- 


.... दूसरी साधारण 


^ 
क्र 
ति) 2 FD) 22222 HN} ० 
2 Fat: Pg ८22८८ © 
+ 2७८० 4040: Rs 4 cy 


2 ४5227 ADRS) 


नीचे बतायो गयी वस्तुओं पर लिखे हुए नम्बरों को पढ़ो-- 


एक रुपये के नोट . साइकिल पाँच पसे के सिक्के 
` दोरुपयेकेनोट मोटर दस पेसे के सिक्के 
: पाँच रुपये के नोट रेल इंजन पचीस पेसे के सिक्के 
,“ अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के लिखने का अभ्यास करो । 
द्रुत मौखिक 


कितने सेमी होंगे--१मो + मी, इमा ‡ शमी, उसमी- इसी 


विविध प्रश्न (३). 


(क) 
१. उत्तर लिखो---- & 
. (अ) ४:३५१८१०, ४:३५५१००, -४:३५१८ १००० 


(ब) _ ३२८५ मी 3८ १०, ३ २८५ मी?८१००, ३२८५ मी > १००० ` 


२. उत्तर लिखो-- , 
ˆ (अ) 5१२१-१०, ८१२५-१००, _५१२:५--१००० 
(ब) २२५-१०, २२५-१००४ ` २ २५--१००० 
३. एक खाके में २० मीटर को दूरी १ सेमी से प्रदर्शित की गयी है। बताओ 
खाके में निम्नलिखित लम्बाइयां कितनी दूरी बताती हैं -- 
. २ सेमी, ३५ सेमी, . ५२ सेमी, २५ सेमी ३-७५ सेमी 


RS छन] 


Tp) 32H aera के: 


-४; इन दशमलव संख्याओ का दशमलव के पहले स्थान तक शुद्ध मान लिखो-- 
“4. ३५४, ४५८, ५०८, ६१८, ७७५, ई& ०८ 


:.. ५. इंन दशमलव संख्याओं का दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्ध मान सिखो-- 
४25 ६१२४, - ७०३८, - ८५०६, & ४०५, १२००८ 
/ “६. गुणा करो-- 
५६४ किमो ५ ४, ८४४ किग्रा ५, १५६५ किग्रा ^ ८ 
कि + ८५५१२, ` १५५% २%, १८४२ ~ ३४ 
£ ` ७. भाग दो-- ` | 


१६०४ क्ग्रा-:-४, ` १५६८ मीटर--८, २४६ किमी -- ६ 
- =. अंकगणित को ३ पुस्तकों के दाम रु० ५ हैं। निकटतम पेसे तक एक पुस्तक 


के दाम बताओ । 
५. “उत्तर बताओ-- ˆ` - 

TR की 0 2: 
(१०. घंटाओ-- हैन) १६-४१ इ क्र? २३ १५ 
११. - दशमलव में बदलो । उत्तर दशमलव के दो अंकों तक शद्ध हो-- 
क  । कः कः ° है उँ क 


- १२. साधारण भिन्न में बदलो-- | 

हक अ इक स पाक क नया ६५ 
(ख) त 

१. एक परिवार प्रति महीने ७५ रुपये सेविग में जमा करता है । वह कितने 

} महीने में ४५० रुपये जमा कर लेगा ? 

[` .२. एक बच्चे को ५०० मिलो दूध को आवश्यकता है । यदि कुल दूध २७ 

% लीटर हो तो बताओ वह कितने बच्चो के लिए पर्याप्त होगा । 

। « ३. ७ मीटर फीते के दाम ₹०. ६३० हैं। ४ मीटर फोते के दाम बताओ । 

४; उत्तर बताओ और उत्तर की मोटो जाँच (जबानी) करो-- 

८१०८+ ५०६७-६४२१४ २७२ 


[ ७५ | 


५. अंकों मे लिखो---- 
पचीस हजार चार सौ पाँच, आठ हजार बासठ, दो लाख आठ हजा, 
_उन्नीस। 
६. मिठाई के एक डिब्बे से ७ बच्चों को तीन-तीन मिठाई प्रति बच्चे के हिसा, 
से मिल सकतो हैं। बताओ यदि यही मिठाइयां तीन बच्चों में ही बार 
` जायें तो हर एक को कितनी-कितनी मिलेंगी । 
७. इन चित्रों में टिट का भाग पूरे का कौन सा भिन्त है-- 


८. एक क्यारी ८ मीटर लम्बी और | 
६ मीटर चौड़ी है। एक खाके में _ 
इस क्यारी की लम्बाई ४ सेंमी से 
प्रशत की गयी है । बताओ 
चोडाई को कितने सेमी से दिखाया 
ft गया है। 
| 5. दो गाँवों के बीच १० किलोमीटर लम्बी एकं सड़क है। दोनों गांवों ३ 
| * ` बीच में पहले गाँव से ४६ किमी की दूरी पर एक पुल है। बताओ या 
hs ८, पुल सड़क पर दूसरे गाँव. से कितनी दूर है। 
| १०. एक गाँव की जनसंख्या ६०० है। इसका ६ भाग पुरुष हैं और ३ भाः 
बच्चे हैं । बताओ पुरुषों की संख्या बच्चों से किंतनी .अधिक है । 


| ` (ग) 
| मृ. जोडो”. । 4. 
` (अ) ७५२,मीटर- ७५२ मोटर-- ७५२ मीटर 
(ब) ५४८४ली --६५४ ली + ६८ ली 


[ ७३६, | 


३ कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है-- 
(क्क) `७५या ८ (ख) ०'५या ००८ 

ष! (ग) ०५३ या०३५ (घ) ००र२या०१ 
३ गणित की पुस्तक के दाम रु० १.१५ और हिन्दी की पुस्तक के दाम रु० 

होंगे £ हैं । गणित को ८ और हिन्दी' की १० पुस्तकों के कुल दाम क्या 
४... एक वर्गाकार क्यारी की लम्बाई ६:२५ मोटर है । उसका परिमाप बताओ । 
9 ४५४ राधे के पास ५० पसे हैं। राम के पास राधे के पंसों के ६ भाग से १० 
5 पैसे अधिक 'हैं । बताओ राम के पास कितने पैसे हैं । 
` ६. भागफल और शेष बताओ-- 


छः a 3 


en ६१६५-१७, ६००-१६, ८०६६-२३, ८५५८-१६, ७८२५८ २१५ 


5 ७ कितना हुआ-- १२८ का ३, २१६ का £, ३२ का द्‌ 

८. ३ कमीजें बनाने के लिएं ७:५ मीटर कपड़ा चाहिए । बताओ ५ कमीज 
F बनाने में कितना कपड़ा लगेगा । 
2 5. एक खेत १०० मीटर लम्बा और 
८० मीटर चौडा है । इसके अन्दर 
रह चारो ओर ५ मीटर चौड़ी सड़क 
52 बनी है । बाकी जगह में बाग लगा 
pe |. है। बताओ बाग की लम्बाई और 
चौड़ाई कितनी है । 


ः (५, एक मजदूर को प्रतिदिन ₹० ७५० और उसके न्लड़के को रु० ५५० 
Fe ` मजदूरी मिलती है। यदि वे सप्ताह म प्रतिदिन काम करते हों तो बताओ 
| , .„ ३ सप्ताह में उनकी कूल मजदूरी कितनी होगी । 

४ ११. एक किसान मेले में २ बेल बेचने गया । एक को वह ₹० ६०० में और 


1 
| दूसरे को रु० ४०० में बेचना चाहता था पहले को बेचने में उसे रु० ३० 
४ „` ` अधिक तथा दूसरे में उसे ₹० ६० कम मिले । प्रत्येक बैल कितने में विको 


किसान को कुल कितने सुप्र मिले ? , 


[ ७७ ] 


| 
ot 
वि 


क्र 


५20 


रक 
। 
कं 


Ma 


भाग 
1. एक टोकरी में ३०० नारॉगयां आती हैं । १८०० नारंगियों के कितनी 
टोकरियां चाहिए ? 
१5००--३००= ? देखो-- 
६ १८ सेकड़े -- ३ सेकड़े= ६ 


३००) १८०० 
१८०० उत्तर : ६ टोकरी 
२. एक हवाई जहाज एक घटे में ४२५ किमी उड़ता है । ६३७५ किमी उड़ने में 
ने घंटे लगंगे ? 


६३७५ --४२५= ? 
` १५ 'देखो-- | 
Fe ४२५) ६३७५ भाजक में तीन अंक हैं । भाग देने के लिए 
४२५ भाज्य के पहले तीन अंक यानी ६३७ लेंगे । 
२१२५ हि छ 
२१२५ - उत्तर : १५ घट 
३. भागवो-- / ६७ देखो-- ` 
` - २३१)१५४७७ | यहाँ २३१ से भाज्य के पहले तीन अंक | 
१३८६ - १५४ में भाग नहीं जाता । इसलिए २३१ | 
१६१७ का भाग १५४७ में देंगे । 
१६१७ | 
४. भाग दो-- २०५ देखो--- ॥ | 
३८४) ७८७२१ ` पहले भाग देने पर भागफल में २ आया । 
७६ म शेष १४ बचा। २ उतारने पर १४२ हुआ । 
८" * १६२१. रे से १४२ में भाग नहीं जाता । इसलिए 
१४२०. भागफल का दूसरा अंक शून्य हुआ । फिर १ 


` इतर कर १४२१ में भाग दिया । 


“| ७८ ] ह 


अभ्यास ३५ 
[फल और शेष बताओ-- | 
“प. १५०)१५००, . १८०) १६५०, २४०) ३८४० 


„२. १२५) ३०००, १३२) १६५०, २५६) ४०६६ 
३. २२४) ५६००, २१२) ६७८४, २८४) ४२६० 
` ४. ३२५) १४६२५, - ४१२) १६४८० ३८४) १६१२५ 
` ५ २६४)६०७२, ` ` ६२५) १६९५०) २२५) २२६४५० 
६. एक साइकिल का मूल्य र० ३१६ है। ₹० २००० में ऐसी कितनी साइकिलें 


` मिलेगी और कितना रुपया बचेगा ? 
: ७. एक धड़ी का मूल्य ₹० १२५ है । रु० २५०० में ऐसी कितनी घड़ियां 
- -मिलेगो? ` 

` ८. एक मालगाड़ी के डिब्बे में १९५ चावल की बोरियां लादी जाती हैं । 
` ५२५० बोरियां चावल लादने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता 
~ होगी? | 
, 5. एक ऊनो कपड़े की मिल में १५० कम्बल प्रतिदिन तैयार किये जाते हैं। 
“... ७५०० कम्बल तैयार करने में कितने दिन लगेंगे ? | 
/ - १०. तलों के एक कारखाने में २२०. ताले रोज तेयार होते हैं। ४४०० ताले 
|` ` तैयार करने में कितने दिन लगेंगे ? 
११. एक किसान के यहाँ १३५० किग्रा गेहूँ है। यदि एंक बोरे में ७५ किग्रा 
;.... _ गेहूँ भरा जाता हो तो बताओ उसे गेहूँ भरने के लिए कितने बोरे खरीदने 
पड़ेंगे ? | 


; ` द्रुत मौखिक | | [ 
..- (१) बताओ--४ का ३; ८का}; ९ १काई; देका ३; १५किग्रा का ३; १६ मो का दै 
(२) मिनट में बदलो : १ घं० १० मि०; १ घं० ३५ मि०; २ घं० ५ मि० 

(३) सेकंड में बदलो : १ घं० ३० से०; २ सि० १० से०; २ मि० ५ से० 

(४) घं० मिनट में बदलो : ७५ मि०; १०० मि०; १२० मि०; १५० मि०; १८० मि० 
.. (५).मि० से० में बदलो : ८० से०; ११० से०; .१२० से०; २०० से० 

`- (६) कितने घंटे--१० बजे प्रातः से ४ बजे शाम तक; ८ बजे प्रातः से ८ बजे रात तक; 
¢ ~ | २ बजे दोपहर से ११ बजे रात तक * 


< 


[ ७६ | 


छ... 


Es का कोई भाग निकालना 


एक किसान ₹० १४० मालगुजारी देता हैं। मालगुजारी का ३ भाग 3 
रबो को फसल में देना है। बताओ वह रबी की फसल में कितने रुपये मालगृज्ा 
देगा । | 

पहली विधि जिसे तुम जानते हो-- 

रु० १४० का वट= ? 
₹० १४० का बई है रु० १४०-१०२० १४ 
इसलिए ₹० १४० का इ5 है रु० १४ ७=₹्‌० ईष 
उत्तर : ₹० ६८ 
दूसरी विधि-- | 
रु० १४० का व =ॐ ? 
| रु० १४० » ७ =₹० द्वै८० 
| ७३ । 
। ओर रु० ६८० का व है रु० &5०--१० 
| ' छह उत्तर : रु० हद । 

दोनों विधियों से एक ही उत्तर आता है। जहाँ भाग पूरा-पूरा नहीं जाता 
वहाँ दूसरी विधि से, पहले गुणा देते हुए, प्रश्न हल करना ठीक होगा, जेसे-- 

२३ मीटर लम्बे फीते का ३ भाग कितना होगा ? 
| २३ मोटर ३= ? । 
| A 2 २३ मीटर * २= ४६ मीटर 

.. और ४६ मौटर-- ३=१५:३३ मोटर (लगभग ) 
रु उत्तरः १५३३ मीटर (लगभग ) 


सित भिन्न में 
उत्तर-- 

४६ मो -३ 
--१५३ मी 


अभ्यास ३६ 


१. बिजय ते २५० कर में एक साइकिल तय की । २ कीमत उसने नकद दे दो। ! 

बताओ उसने कितने रुपये नकद दिये । कितने रुपये देना बाकी रहे ? 

। 8: २ १ किलोग्राम गेहूँ का ई खच हो चुका है। बताओ कितने किलोग्राम गेहूँ. 
खच हो गया है। 


[ ८० .] 


डि 1 
A] 
८ 


३; अं क ` तन ₹० ४६० प्रति माह है । अपने वेतन का ३ वह खर्च 
EE. । बताओ वह प्रति माह कितने रुपये खर्च करता है। 
४. उत्तर निकालो--. 


२६ का इ, २०४ ३, ६० ४ है, पाक 
निर्देश--ऐसे प्रश्न सरल ही दिये जायं । 


2 


५ 
9 


| आयतन 
नीचे बने चित्रों को देखो-- 


आयत त्रिभुज 


OO 


वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज इत्यादि को आकृतियां केवल तल घेरतो हैं । 
अब इन ठोसों को देखो-- हि 


क प्र 
घन. बेलन चौकोर ठोस 
हक 


: . ठोस जैसे घन, बेलन इत्यादि केवल तल हो नहीं घेरते, बल्कि इनमें ऊँचाई 
की तरफ भी फेलाव होता है । ठोस स्थान घेरते हैं । 


. अपर के चित्रों में एक ही आयत को दो स्थितियों में दिखाया गया है । 
स्थिति बदलने पर क्रिसी आकृति द्वारा घिरा हुआ तल अधिक या कम नहीं हो 
जाता । | । 


ऊपर दियासलाई का एक डिब्बा दो स्थितियों में दिखाया गया है । दोनों 
` स्थितियों, में यह चौकोर ठोस बराबर ही स्थान घेरता है। किसी ठोस को चाहे 
जिस प्रकार रखा जाय, उसके द्वारा घिरे हुए स्थान में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 


नि 


॥ छः दियासलाई के डिब्बों को संजाकर ऊपर दिये हुए चित्रों की भाँति तीन 
अलग-अलग चोकोर गुटक तयार करो। प्रत्येक गुटका बराबर स्थान घेरता है । 


ईट .,' गेहुँकाढेर. ... ` कुन्दा | द्ध 
कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं । 


[ [ प्र | 


FI न नि _ _ _ _ 


अभ्यास ३७ 


बरावर आयतन के हैं ? से अधिक है ? कोन से दो ठोस 


२. नीचे बने हुए चित्रों को देखो । बताओ चित्र नं० २ के ठोस का आयतन 
चित्र नं० १ के ठोस के आयतन का कितने गना है। 


चित्र १ 


न 


पर्णांक में दशमलव संख्या से भाग 


१. ६५ मोटर लम्बे तार से २६ मीटर लम्बे कितने टकडे बनेंगे ? 
लिए 8०. द६८-२८६--? - 
हि २५ देखो-- 
५.5... (१) यहाँ भाग देने से. पहले भाजक और भाज्य दोनों 


~ ` २६)६५० < बै 
[ब ५२ में १० से गुणा कर दिया गया है । 
28253 5? ° गो ७ 
८. ¬ (१) जब भाजक और भाज्य दोनों में १०, १०० या 
५38 १००० से गणा कर देते हैं तो भागफल में अन्तर 


204 नहीं पड़ता है । 
उत्तर : २५ टुकड़े 


[ ८३ | 


= जाँच (जबानी) -- 
उत्तर आना चाहिए लगभग ६५-३२२ इसलिए उत्तर २५ ठीक 
मालूम होता है । 


२. १४६ लीटर तेल से '८५ लीटर बाली कितनी बोतलें भरी जा सकंगी और | 
` कितना तेल बच रहेगा ? 


१६६7 ८५= ? 

| २३० देखो-- 

८५) १६६०० ८५ लीटर या '८५ / १०० सेली- ८५ सेली 
i १६६ लीटर या १६६ ४ १०० सजो १८६०० सत 


os 


२६० ' भाज्य संटीलीटर म हैं इसलिए शेष भी सेटीमीटर मे 


२५५ आयेगा । 


~ उत्तर : २३० बोतलें, ५० सेली या ५० लॉटर तेल शप 
Yo 
बचंगा । 


_ किसो पूर्णाक संख्या में दशमलव संख्या से भाग देने के लिए 


१. दशमलव बिन्दु हटाकर भाजक को पूर्णाक के रूप में लिख लेते है । 
२. भाज्य की दायीं ओर उतने ही शून्य बढ़ा देते हें जितने कि भाजक 
में दशमलव अंक हों । 

| अभ्यास ३८ 
भाग दो ओर मोटी जाँच (जबानी) कर लो-- हि 
है ३११७५. कनः बेश R५०१ 2, २३२८ 
भाग दो-- La ह 
२. १५-५ १२-३१". २४-१२, ७५5-२५ ` ई०= ३६ 
३. ६४-१६, ३६-६. ६६५१२, ६२५-२५, ६७५- १५ 
४. ४८-०८५ २२४-१४, २५६-०४, ५१२-३२ २८४-१ ४२ 


[ ८४ ] 


~ 


पा नलहलकाा कटे ९-2 


१०. 
११. 


१२. 


re . 


PS ded 


तोल बताओ। 


£ ५. ५ मीटर लम्बी छड़ की तोल १५ किग्रा है। १ मोटर लम्बी छड़ को 
: एक टोपी बनाने में २५ मीटर कपड़ा लगता है । २ मीटर कपड़े से कितनी 
“टोपियां बनेंगी ? 


. २१ डेकाग्राम सोने से ` ७ डेकाग्राम तोल की कितनी अँग्‌ ठियां बन सकतो हैं ? 


. एक बर्तन में १२ लीटर तेल आता है। १५ लीटर के नपने से यह कितनी 
बार में भरा जा सकता है ? 


२२५ मीटर कपड़े का मूल्य ₹० १० है। १ मीटर कपड़े का मूल्य निकटतम 
पेसे तक बताओ । 


एक कमीज बनाने में २:५ मोटर कपड़ा लगता है । १६ मीटर कपड़े में ऐसी 
कितनी कमीजे बनेंगी ? कितना कपड़ा शेष बचेगा ? 


एक कनस्तर में २२ लीटर तेल है। इससे ७५ लीटर वालो कितनी बोतलें 
भरी जा सकती हैं ? कितना तेल बच रहेगा ? 


१ इंच= २:५४ सेमी । बताओ १ मोटर कितने इंच के बराबर । ( उत्तर 
दशमलव के प्रथम स्थान तक शुद्ध हो । ) 


द्रत मौखिक 

(१) नीचे के भिन्नो को सरल रूप में लिखो-- 
प्‌ १५ > ६. हु १६ २२ ५३ 
पठः ` इछ’ ५ बेइ ` चइत? ६४’ ३० ४5 
: 9 १. ५6 ५ ४५ ८2० _ 3 छी डी 
१०७१ १55! १०७०५ १००? १००१ १००! १०० 

(२) मान बताओ-- 
२५काई, ६४काड़, ७५काई, १२०का \, १५०का र्‌ 


(३) कितने ग्राम होंगे-- 


१ ९ १ किग्रा, ३ किग्रा. १ १क्प्रा - £ 
२ किग्रा*-६ किग्रा, इ किग्रा+ह किग्रा, दकिप्रा- छु किप्रा 


1 
७८ 
नग्न 


5 ३ के \ 


दशमलब संख्या में दशमलव संख्या से भाग 


1. १८ मीटर लम्बी छड की तोल ४:६८ किग्रा है। १ मीटर लम्बी छड़ को 


तोल बताओ। 
४ ६८-~-१'८==? 
२.६ | “* बेखों--- 
१८) ४६-८. यहाँ भाग देने से पहले भाजक और भाज्य 
३६ दोनों में १० का गुणा किया गया है। 
१०. 
RYE, उत्तर: २'६ किग्रा ` - 


ss 


' मोटी जाँच (जबानी) --- 


` उत्तर आना चाहिए लगभग ५-२२-५ । इसलिए: उत्तर २:६ ठोक 


` मालूम होता है।' 
- भागदो- ४/४--२:३५--? 
४ देखो--' | | 
२३ ५) ६४५ यहाँ भाग देने से पहले भाजक ओर 
5४० उत्तर: ४. ` 'भाण्य दोर्तो में १०० का मुणा किया 


गया है । 


... मोटी जाँच (जबानी) 


_ उत्तर आना चाहिए लगभग &--२=४-५। इसलिए उत्तर ४ ठीक मालूम 


होता है। 


दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग देने के लिए-- 


व्‌. 
२. 


३. 


दशमसव बिन्दु हटाकर भाजक को पूर्णाक के रूप में लिख लेते हैं। 


'भाज्य के दशमलव बिन्दु को दायीं ओर उतने ही स्थान हटाकर लगा लेते 


हैं जितने कि भाजक में दशमलव अंक हों । 
भाज्य में दशमलव के अंक भाजक के दशमलव अंकों से जितने कम होते 
हैं उतने हो शून्य भाज्य की दायीं ओर बढ़ा दिये जाते हैं। 


1: तकः '] 


0002“. 
त्र 


अभ्यास ३६ 
भाग दो और मोटी जाँच (जबानी) कर लो-- 


i bn Me SE Rnd 
वग वि छ 


५१1 पै २)४ ८, १ ३)१० ४, १ ५)१० ५, १ ४)४५८ ८, १ ६)१०'२४ 
. भाग-दो-- ` 


= अब बि 
निज कि कक ज्‌ का ७७ cd a 3 


र्थ ) ५ ५६, नद ) ६ नि ४, “७ पू ) ति ६ ५, २ "शु ) ड ० ४, १ ष ) ३: २ ४ 


- दशमलव के दूसरे स्थान तक शुद्ध उत्तर निकालो-- 


शा ——— हम कं 


२६) ७०५, ) १" क्क; ` व ४) १६३५, १८) ३२७६ 


: १-८ मीटर कपड़े का मूल्य रु० ११:७० है। १ मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। 


५. ३:२५ मीटर ऊनी कपड़े का मल्य रु० १६६ ४० है । १ मीटर ऊनी कपड़े 


` का मूल्य क्या होगा ? 
. १७:५ मीटर लम्बे फीते से २:५ मीटर लम्बे कितने फीते काटे जा सकते हैं ? 
. एक बोतल में १:२ लीटर तेल आता है। १६ २ लीटर तेल कितनी बोतलों 
में आयेगा 
. एक मोटर १ लोटर पेट्रोल से ६५ किमो जाती है। &७ ५ किमी जाने क 


लिए कितने लीटर पेट्रोल चाहिए ? 


४. ८ ५ डेसीग्रा सोने से ८५ डेसीग्रा तोल की कितनी अंगूठियां बन सकती हैं ? . 


११. 


. एक लिहाफ में ३:२५ किग्रा रुई भरी जाती है। ३२ ५ किग्रा रुई से एसे 


कितने लिहाफ भरे जा सकते हैं ? 
एक बैलगाड़ी ५:४ घंटे में २०८ किमी चली । बैलगाडी की प्रति घटा 


चाल क्या है? (उत्तर दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्ध हो ।) 


द्रत मौखिक ` 

~ (१) हर एक में . ७ से भाग दो: 5८, ११२, १४०, १७५, २१०, २८०, ३१५ 
` (२) हर एक मलै &सेभागदो: १०८, १४४, १८०, २२५ २००, ४५०, ५७६ 
(३) हर एक में ८ कएगुणा करो: २५, ६४, ७५, ६६, १२५४ १४०, ४६, १५४० 
(४) हर एक में १२ का गणा करो: २५, ४०, ५०, ६४, १०५, ३०८, ४५० 
! (५) हर एक मे १० से गुणा करो:'४, “०७ "००५ १४ १५२, १५२७ 


(६) 'हर एक में १०० से गणा करो: २'८४, २'८४७, '२८४, ०२८०+ '००२० 
(७) हर एक में १०४० से गुणा करो: २५७, "६, "६४, ००१, ३:४५, ४८७ 


[ ५७ ] 


समकोण ' 


चित्र २ 


एक वर्गाकार कागज का टकडा लो । देखो, इसके सब कोण समकोण हैं। 

इस कागज को बोचोबीच से मोड़कर चित्र २ की तरह त्रिभुज बनाओ । 
इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है और बाको दोनों कोणों में से हर एक आधा 
समकोण है । 


०५५ 


० 
0० 
कौ 


आधासमकोण पलिहाई समकोण 


यह एक गुनिया का चित्र है। यह एक दूसरी गुनिया का चित्र 
. समकोण बनाने वालो इसकी दोनों - है । समकोण बनाने बाली भुजाओं में 
भुजाएं बराबर हैं। इसके बाको दोनों से छोटी भुजा समकोण के सामने की 
कोणों में से हर एक आधा समकोण है। भुजा को आधी है। इसका सबसे छोटा 
कोण एक तिहाई समकोण के बराबर 

ऽ है। 


[ षऽ | 


|. ` नीचे के चित्रों में स्रज की किरणे पृथ्वी के तल के साथ आधे समकोण से 
| छोटा, आधा समकोण और आधे समकोण से बडा कोण बना रहो हैं । 


ge आधे समकोण से कम , 2227 आधा समकोण 


चित्र में देखो, राम खज्र के पेड़ से 
,. ` हटकर इतनो दूर खड़ा हो गया हे कि पेड़ 
| को चोटी उसकी आँख पर आधे समकोण 
` का कोण बना रही हे। 


हा बिन्दुदार रेखाएं बराबर है । यदि 
। राम पेड से अपनी दूरो नाप ले ओर इस 


|, 


vk 


\ -“> पूरब 
२. राम का मुंह पहले प्रब की ओर था। र 


फिर उसने अपनी जगह पर दाहिनी 
ओर घूमकर मँह दक्षिण की ओर 
कर लिया । वह.कितना घूम गया ? 


५ दीक्षण 
३. शीला उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी थी । उसने अपनी जगह पर ही वामी 
ओर घ्‌मकर पहले मुंह पश्चिम की ओर किया और फिर दक्षिण को ओर) 
वह कुल कितना समकोण घूमी ? चित्र बनाकर देखो । 


द्रुत मौखिक 


उत्तर का मोटा अनुमान करो-- ~ , 
४८+३६+२१=?, ४१+२द=?, १५१० ३२=?, १०२४२५= : 


॥ 


eS. dirs 


~ BN, 
A ५ को) [7 be h ~ 
प्रस ४ क हर 
क Fe 8 ५ ¢ 82 0. 
® i 
४ >. + 
2 २ BF 
प / ‘4 
१ rr ४«-. न ~ 
23 > t 
2 
दै 
2 


एक मोटर बस-- 
पहले घंटे में ४० -किमो गयी, 
दूसरे घंटे मे ३३ किमी गयो, 
और तीसरे घट में ३८ किमी गयी । 
र हम इसकी प्रति घंटा चाल को मोटे तौर पर क्या बतायं--४०, ३३, ३८ या 
कछ और ? | 


| 
fb 
2 
CS | 


28 h ._ हम तीनों चालों को जोड़ देते 


| और जोड़ 
| सको ओसत चाल कहते हैं। ह और जोड का एक तिहाई ले लेते हैं 


यदि इस औसत चाल से मोटर बराबर चलतो रहे तो वह ३ घंटे में उतनी 


`` ही द्र जायगी । 
| ३७ ~ ३ = १११ | 


|. ` भोटर किसी समय में लगभग कितनो दूर जायगी इसका हम इस औसत 
` चाल को मदद से अनुमान कर सकते हैं । 

ह ˆ ` जैसे ५ घंटे में यह जायगी लगभग ३७ )८ ५-- १८५ किमी 

(7 (औसत चाल की मदद से हम बिलकुल ठीक दूरी नहीं निकाल सकते 
` क्योंकि: चाल घटती बढ़तो रहती है।) 

निर्देश--आसत के अन्य उदाहरण जैसे बच्चों की औसत उम्र, लम्बाई, वजन, हाजिरी आदि 
दिये जायं; जिससे बच्चों को औसत क्या है| इसका ज्ञान हो जाय। इस स्तर पर 
प्रश्न कराने की विशेष आवश्यकता नहीं । 


चित्रों से सहायता. 


ह प्‌. एक स्कूल की चौथी ओर पांचवां कक्षा में कुल मिलाकर ६५ बच्चे हैं ! चौथी 
| ? कक्षा में पाँचवीं कक्षा से ५ बच्चे अधिक हैं। प्रत्प्रेक कक्षा में अलग-अलग 
 . कितने बच्चे हैं ? 


9 [-६१ ] 


rhc SPCR EI... OREM NEE 
eI ORNS... FSM SONI: sl: i अन्तर्‌ 


चित्र देखो । कुल बच्चों में से ५ घटा दें तो हमें क्या मिलेगा ? 
कक्षा ५ के बच्चों को संख्या का दना= ६५ - ५ = ६० 
कक्षा ५ के बच्चों की संख्या =६०-- २= ३० 
कक्षा ४ के बच्चो की संख्या = ३०--५= ३५ 
उत्तर : कक्षा ४ में ३५ और कक्षा ५ में ३० बच्चे, 


२. अमिताभ ने एक क्सो और एक मेज ₹० ६४ में खरीदी । यदि एक मेज को 
कीमत एक क्सो की कीमत से तीन गुनी हो, तो प्रत्येक को अलग-अलग 
कीमत बताओ । 


ह | | कुल कीमत | | 
/ 


| ने र 
ood. 0 7 ne“ os 
मेज _ 
चित्र देखो । कल कीमत एक कर्सी को कीमत को कितनो गनो है ? 
एक कर्सो की कीमत का ४ गना --रु० ६४ 
एक कूर्सो की कीमत ` | ज्रुू० ६४:४ 
८ : | पर्छ १६ 
एक मेज की कोमत - र० १६०३ 
७ " छ छड 


'उत्तर : कुर्सी को कीमत रु० १६ और मेज की कीमत रु० ४८ । 


३. हम लोग मोटर बसं से एक गाँव को जा रहे थे। २४ किमो चल चंकने पर 
यात्रा का इ भाग-समाप्त हुआ । बताओ हमें कल कितनी दर जाना था 


SE || 


- 72/77/777३ 77711 BS AIRY 2 ८ बच्चे 


द्‌ १ “» ४५ बच्चे 


चित्र देखो । कुल बच्चों में से ५ घटा दें तो हमें क्या मिलेगा! 
कक्षा ५ के बच्चों को संख्या का दंना-5-६५ - ५ = ६५ 
कक्षा ५ के बच्चों को संख्या ६० ~ २= ३० 
कक्षा ४ के बच्चों को संख्या  5३०-- ४5-३५ 
उत्तर : कक्षा ४ में ३५ और कक्षो ५ में ३० बच्च,। : 


२. अमिताभ ने एक कुसो और एक मेज रु० ६४ में खरीदी । यदि एक मेज को 
कीमत एक कर्सो. को कीमत से तीन गर्नी हो, तो प्रत्येक की अलग-अलग 
कीमत बताओ । 


2 जि ४21 ८ ` कुल कीमत ` 


| नकम हम ` रु०६४ 
mmc ess acess 2202-22. SE So sess 
मेज 
चित्र देखो । कल कीमत एक क्सो को कीमत को कितनी गुनी है ? 
एक क्सो की कीमत का ४गुना 7२० ६४ 
एक कुर्सी की कीमत . नम्शं० दडपे 
PR लत 3000 BONE a 
एक मेज क्री कोमत .. .-रु०. १६५३. 
४ (३ ३ पय “70 छेद, 


उत्तर : कुर्सी की कीमत रु० १६,और मेज की कोमत रु० ४८। 


३. हम लोग मोटर बस से एक गाँव को जा रहे थे। २४ किमो. चल चेकने पर 
यात्रां का { भाग-समाप्त हुआ । बताओ हमें कुल कितनी दर जाना था ' 


= 


I 7 7| 


चित्र देखो । यात्रा का ३ भाग कंसे निकालोगे ? 
यात्रा का $ भाग है २४--३--८ किमो । 
“कुल दूरी (६) होगी ८०९ ५७-४० किमी । उत्तर 


अभ्यास ४० 


१. एक फलवाले ने ५५० सन्तरे दो झाबे में रखे । बड़े झाबे में छोटे झाबे से ५० 

। सन्तरे अधिक हैं । प्रत्येक झाबे में कितने सन्तरे रखे गये ? 

एक आयताकार खेत का एरिमाप ३४० मोटर है । यदि उसको लम्बाई 

१०० मीटर है तो चौडाई बताओ। (चारों भुजाओं के जोड को परिमाप 

|. कहते हैं।) 

| ` ३. एक पुस्तक में दूसरी पुस्तक से चार गुने पन्ने हैं। दोनों पुस्तकों में कुल 

`: ` ` मिलाकर १५० पन्ने हैं। प्रत्येक पुस्तक में कितने पन्ने हैं ? 

४. कलदीप की आय उसके पिता को आय को एक चौथाई है । दोनों को आयु 

का योग ३५ वर्ष है । कुलदीप और उसके पिता को आयु अलग-अलग 

- बताओ। 

५. एक सेठ ने अपनो सम्पत्ति का 5 भाग रु० ८०० में बेच दिया । कुल 

| सम्पत्ति की कोमत बताओ । | 

0 ` ८. एक मेले में दो हलवाइयों के पास कूल मिलाकर १४० किलोग्राम मिठाई है । 

| „ `` एक के पास दूसरे से ६ गुनी मिठाई है। उनके पास कितनी-कितनी मिठाई है? 
७. रमेश के पास महेश.से १० पसे अधिक हैं। यदि दोनों के पास मिलाकर ८० 

` > पैसे हों, तो हर एक के पास कितने पसे हैं ? 

5: कक्षा ४ में कक्षा ५ से १० लड़के अधिक हैं। यदि दोनों कक्षाओं मे मिलांकर 

.'. ६० लड़के हों, तो बताओ हर एक कक्षा में कितने लड़के हैं । 

`. ठ; एक दुकानदार ने एक क्सी, एक मेज ओर एक आलमारी २२५ रुपये. 

में खरीदी । यदि मेज की कीमत कर्सो को कीमत से दो गुनो हो ओर 

आलमारी को कीमत मेज को कीमत से तोन गुत्तो हले तो हर एक को 

अलग-अलग कीमत बताओ । 


हः 


१०. २४ लीटर तेल से एक पीपे का ३ भर जाता हे । बताओ पोषे मे कुल कितने 
लीटर तेल आता है । 


द्रत मौखिक 
* (१) ५०+२५- २३४ २४५२७-१६६५ ५७+२४- ५०; १२८८४ 
(२) १००६-६०-४०; ` ५०~द०+२५; ३६७-२५+१४६; ५१२६ 


विविध प्रश्‍न (४). 
. (क) 
१. भागफल ओर शेष बताओ-- | 
(अ) ४००)]२४००, ५००]२५००, - ६००)३०००, ७००)४२०० 
(ब) १२५)६२५०, ` १५०)२२५०, २२५)३३७५, ` २५०)४२५० 
(स) १२१)७५८७४, १३५)८४३२४,.२.०८)१४५५६०, २७४५ )८८०० 
` २. एक व्यापारी ने रु० ६३०० में एक हो तरह की ३६ घडियाँ खरीदी । एक 
घड़ो का मूल्य बताओ 
३: रेशम के एक थान के दाम ३२ रुपये हें । आधे थान के दाम बताओ । 
.. ४. इ मोटर तार के १० बराबर भाग किये गये । हर एक भाग कितने सेमो 
लम्बा हे? [ 
` ५. नीचे बने ठोसों में किसका आयतन अधिक है ? बड़े ठोस का आयतन 
__ छोटे ठोस के आयतन का कितना गुना है ? 


RR 


i 


| एक किसान ने अपने खेत का ई भाग ₹० ५००० में बेच दिया। परे खेत का 
` ` मूल्य बताओ। 


| | हा” वि 


७, रहीम ने एक कुर्सी और एक आलमारी रु० २४६ में खरीदी । यदि आलमारी 
की कीमत कुर्सी को कोमत से ५ गुनी हो तो हर एक की अलग-अलग 
कीमत बताओ । 

८. एक आयताकार खेत का परिमाप ३६० मोटर है । यदि उसकी लम्बाई, 

. चौडाई की चार गुना है तो उस खेत की लम्बाई बताओ । | 

&. १६५ लीटर तेल से '५५ लीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकगी ? 

| १०. ४२ मीटर लम्बे तार से २८ मोटर लम्बे कितने टुकड़े बनेंगे ? 

` ११. २:५ मीटर लम्बी छड़ की तोल ७५ किलोग्राम है । एक मीटर छड़ को 
| 'तोल बताओ । 
` १२. भाग दो-- 

EF... वाव, २; ३२ ६, ˆ ४०5-५ 

| १३. ६५ मोटर ऊनी कपड़े का दाम रु० ७२४७४ है। एक मीटर ऊनी कपड़ 

| ` का मूल्य क्‍या है ? 

१४. भाग दो-- 

£ >, प'६)६४, २३)६:४ २७५)१३७५ 

4 १५. राम का मुंह प्रब की.ओर.था। वह एक समकोण दाहिनी ओर घम गया । 

अब उसका मुंह किधर हो गया ? बह फिर एक समकोण दाहिनी ओर 

| घूम गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है ? 

|ˆ १६. नीचे के कोणों में कौन से कोण आधे समकोण से अधिक हैं कौन आधे से 

. कम? 


१७. चोनो के कारखाने में गन्ने से लदी एक बेलगाडी को तोलने पर उसका भार 


0 “0 


१२ मौटरी टन निकला । कारखाने में गन्ता गिरा देने के बाद जब खालो . 
गाड़ी तोली गयी तो उसका वजन ३ २ कुन्तल निकला । गाड़ी में कुल 
कितने कुन्तल गन्ना था ? 3  उन्ररःपूरब 


| 
प्रब पश्चिम जाने वाली सड़क छ 


लक 0” 
| | _ 

। > 

|| 

rg 

al 


उत्तर दक्षिण जाने वालो सडक को | 

जहाँ काटती हे वहीं से एक. पचम 7 

पगडंडी ठीक उरं और प्रब | री | | 
के बीचोबीच की दिशा की ओर . | | 

गयी है ।'बताओ-- (अ) पगडंडी ॒ || 

प्रब को ओर जाने वाली सड़क से १». उमा 


कितने समकोण का कोण बनाती है--आधा या तिहाई ? (ब) पगडडी 
उत्तर की,ओर जाने वाली सड़क से कितने समकोण का कोण बनातो है ? 


(ख) 


. उत्तर बताओ--१०८ ३, १२०६, १८२६7 २५०४ २५% ३ 


. मेने अपने धन का पहले आधा और फिर एक चौथाई दान कर दिया । मेरे 
पास अब भी रु० ५० हैं । बताओ मेरे पास पहले कितना धन था । 


. १६ मोटर लम्बे कितने टुकड़े बनग-- 


१६ मोटर से, ४ ८ मीटर से, १४ २ मोटर से ? 


. कपड़े के एक थान का मूल्य रु० ८४ है। चौथाई थान के दाम बताओ । 


तीन चोथाई थान के दाम बताओ । 


किसी संख्या का तोन चौथाई ३६ के बराबर है । संख्या बताओ । 
उत्तर बताओ-- 


(अ) : २१०, ४% १००, ५X १००० 


ड .]| 


आ | 
31) 


~ 


प्रः जहर "रख > कटः 
= 


(ब) ३” १०, ५ १००, 'ऽ ५१००० 
(स) २४५०८ १०, २५ १००, २५> १००० 


^ एक बाग ४० मोटर लम्बा और २० मीटर चोड़ा है। लम्बाई चौड़ाई की 
'कितनौ गुनी है ? एक खाके में लम्बाई ८ सेमी से प्रकट की गयी है । बताओ 


खाके में बाग को चौडाई कितने सेमी से दिखायी जायगी । 


!. एक पुल की लम्बाई १५ किलोमीटर हे । ६ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 


से एक आदमी इसे कितने समय में पार कर लेगा ? 


- एक संख्या में १२ का भाग देने से, भागफल 5 और शेष ८ मिलता है। बह 


संख्या बताओ । ` हि 
` पै में छोटी से छोटी कोन सी संख्या जोडी जाय कि जोड़ ५ से परा-परा 
कट जाय ? ' ८ 
. सरल करो-¬ 
0 अत्य ` इषम ४; ११ 
.-घटाओ-- 
ई ` ह १३-१३, २६- १३5 


एक हवाई जहाज की औसत चाल ६०० किमी प्रति घंटा है । अनुमान 
करो कि वह २५ घंटे में लगभग कितने किमी उड्गा ? 

कोन सा भिन्त बड़ा है--(अ) 2 या इं (ब) र या क्र (स) ई या क 
५ साइकिलों के दाम रु० १५२५ हैं। एसी १२ साइकिलें खरीदने मे कितने 
रुपये खर्च करने पड़ेंगे ? 

रजिया के पास ७५ पेसे थे । उसने २ ५ पसे खच किये । उसने अपने पमों 


' का कोन सा भाग खर्च किया ? 
(चित्र खींचकर दिखाओ--७ बजे घडी की बड़ी सुई कहाँ रहेगी ओर छोटी 
कहाँ? ' ' | 


र १५ जुलाई को सोमवार है तो २० जुलाई और ३० जलाई को कोन 
मै i होंगे ? 
एक संख्या का आधा उसके चौथाई से १० अधिक है । संख्या बताओ । 


२१. 


२२. 


२३. 


“~ 


` १. कपडा ८ रुपये प्रति मोटर के भाव से बिक रहा है । डेढ़ मीटर का 


एक पुस्तक में १२० पृष्ठ हैं । राम ने पहले दिन कुल पुस्तक का ! 


. २,८२,७८४ में पहला ८ दूसरे ८ से कितना अधिक है ? 
. एक सड़क पर हर ४८ मीटर पर बिजली के खम्भे लगे हैं । पहले ओर दर 


` मोहन ने १४ रुपये में ३ बनियाइनें खरीदीं । निकटतम पसे तक एक 
` याइन का मूल्य बताओ। | 
9. लक्ष्मण स्वासी ने एक ढेरी आम का. ह भाग खरीदा । उसके भाग मे १५६ 


डे 


और दूसरे दिन ३ भाग पढ़ा । कितने पृष्ठ पढ़ने को शेष बचे ? 
एक आदमी ने अपने धन का : अपने लड़के को और ५ अपसो लड़की को 
दे दिया। अब उसके पास १०० रुपये बचे | कुल धन कितना था ? 


इन जोड़ के प्रश्नों में खाली स्थान भरो-- 
४३५ ३७६ + ७ ५ ५ २० 
३ १ + द २ ५ ८ ७ * ६ * २ 
& २ ० ४ २ ० ६ ४४ रड १.5 
+ ७ द * ०. ३ 4. ॐ ३ ७ ४ 
२.५४१ २१३४ २११० २४६५ 
इन घटाने के प्रश्मों में खाली स्थान भरो--' 


६०८ ठै ६ *. छइ * ६ # ह 
-२ ४७ 8 -४ ७ ८ —७ दे ३ + 4६ #* हद 


३८४ ४८४. १४३ २३:५ 


खम्भे के बीच की दूरी बताओ-। 


आस आये । बताओ ढेरी में कुल कितने आम थे 4 


डेढ़, सवा, ढाई 


TF Aes | 


उत्तर : १२ रुपये 


| राम राव ने बीजगोदाम से १२ कुन्तल गेहूँ का बीज उधार लिया । साल के 
[अन्त मं उसनं इसका सवा गुना गेहें बोजगोदाम को वापस किया । कुल 
कितना गेहूँ वापस किया ? ह 
१२०८ १३ 


शक 12 उत्तर : १५ कुन्तल गेहूँ 
नम हक । 


$ कमरे का फंश बनाने के लिए कारीगर ने प्रति लीटर सीमेंट में ढाई लौटर 
` बालू मिलायो। ४ लीटर सोमेंट में उसने कितने लीटर बराम मिलाग्री ? 
£ ९५१२१. 
EER १३ उत्तर : १० लीटर बाल्‌ 
१ न१० 

अभ्यास ५१ 
बताओ-- | | 
: ४ का सवा गुना, १२ का सवा गुना, १६ का सवा गुना, २० का सवा गुना । 
'... ६ का डेढ गुना, १० का डेढ़ गुना, १६ का डेढ़ गुना, ४० का डेढ़ गुना । 
है ८ का ढाई गुना, १० का ढाई गुना, २० का ढाई गुना, ५० का ढाई गुना ! 
हि. ८ का सवा दो गुना, १२ का सवा तीन गुना, ६ का साढ़े तीन गुना । 
५. -ढाई-ढाई जोड़ते हुएं गिनो-- _ 
शर्त हरु, पै हा हु 
६. नीचे को श्रेणी में ७३ जोड़ते हुए आगे को तीन संख्याएं और लिखो-- 
1000, १५, २२३ क ET 
| रामदोन ने एक गाय: ८०० रुपये में खरीदी और इसके २। उ गुदा बाम 
में बेच दी । गाय का विक्रय मूल्य बताओ। | 


०.5५ २” 5 र 00 


८. मोहन ने १२ कुन्तल बीज उधार लिया और साल के अन्त में इसका सवाया 
” बीज वापस किया । उसने कुल कितना बीज वापस किया ? 


5. एक को का मूल्य रु० ४२ है और मेज का मूल्य इसके मूल्य का ढाई गुना 
है । मेज का मूल्य बताओ । 
१०. एक किसान के यहाँ ६२ कुन्तल गेहूँ पैदा हुआ और इसका ड्योढ़ा चना ' 
कितने कुन्तल चना पैदा हुआ ? 
११. एक बर्तन में ३० लोटर पानी आता है। दूसरे बतंन में इसका डेढ़ गुन" 
पानी आता है । दूसरे बतंन में कितने लीटर पानी आता है ? 


१२. एक मोटर-कार ४ लीटर पेट्रोल से २४ किमो जाती है। मोटर बस में काब 
. से १४ गुना पेट्रोल खर्च होता है। मोटर बस से २४ किमो जाने में कितने 
* लीटर पेट्रोल चाहिए ? 

१३. राम की क्यारी में १२ किग्रा टमाटर पैदा हुआ और श्याम की क्यारी तर 
` इसका सवाया । श्याम को क्यारी में कितने किग्रा टमाटर पैदा हुआ | 


१४. रमई ने महाजन से १००० रुपये उधार लिये । साल के अन्त में सवा 
रुपये देकर उसने कर्ज अदा कर दिया । बताओ कूल कितने रुपये दिये! 


१५. सन्तोषसिह की आमदनी निरंजनसिह को आमदनी की ड्योढी है। यह 
निरंजनसिह की आमदनी रु० १८०० सालाना हो तो सन्तोर्षासह क॑ 
सालाना आमदनी बताओ । 


द्रत मोखिक ॒ 

(१) हर एक में १० से भाग दो: "३७, २५१, २६ ४ ० ५५ 
(२) हरएक में १०० से भाग दो: ८5, १८5 २८५, ३५१, २४, ७ 
(३) हर एक में १००० से भाग दो: ५५ २०, २१७, २१२४, ४२४७० 
(४) जोड़ो .. : श+'8, : `३+'७ ३०३, '२+दः 1 श1 पर, २४+४ 
(५) घटाओ :"७-`२, / १४-४८, १६-१२, १८४६-६४, २४-१६ 
(६) गुणा करो: २०८२, २७४, ६२८५; ३०८४, "६27२ 


। १७५७ 1 


लाभ और हानि 
SN i ड्र ” बज़ धर 
sli | । 16 2 “+09: 


१. एक दुकानदार ने रु० ४५० में एक साइकिल खरीदी । उसने उसे रु० ४६० 
सें बेचा । उसे कितना लाभ हुआ ? 
साइकिल का क्रय सूल्य = र₹ु० ४५० 
साइकिल का विक्रय मूल्य = रु० ४६० 
लाभ = रु० ४६० -रु० ४५०. 
= ₹्‌० १० 


लाभ = विक्रय मूल्य-क्रय मूल्य 
२. एक व्यापारी ने रु० ३४६ प्रति कुन्तल के हिसाब से अरहर खरीदी । 
भाव सस्ता हो जाने के कारण उसे अरहर रु० ३४० प्रति कुन्तल के हिसाब 
से बेचनी पड़ी । उसे अरहर में प्रति कुन्तल कितनी हानि हुई ? 
“ प्रति कुन्तल क्रय मूल्य == ₹० /३४६ 
८ प्रति कुन्तल विक्रय मूल्य = रु० ३४० 
| हानि रु० ६ 
हानि - क्य म्‌ल्य-विक्रय मूल्य 
| अभ्यास ४२ 
, 4: एक दुकानदार को एक कुर्सी बनवाने में ₹० ३२:५० पड़ता है और वह 
! उसे.रु० ३५:२५ में बेचता है। उसे प्रति कुसो कितना लाभ होता है ? 


I ०-० 1 


. एक व्यापारी ने रु० २२०:८० प्रति कुम्तल की दर से चावल खरीदा । 


भाव गिर जाने के कारण चावल रु० २१८६५ प्रति कुन्तल के हिसाब 


. से बिका। चावल पर प्रति कुन्तल हानि बताओ । 


oe 


- लाभ बताओ--क़य मूल्यत्टरु० ६२:५०, विक्रय मूल्य=रु० ६५१० 
: हानि बताओ--क्रय मूल्य =-रु० १८०७४ विक्रय सूल्य--र० १७५८० 
. ब्लाउज को लागत निकालो-- 


कपड़े का मूल्य रु० ४०० 

सिलाई .  रु० १२५ 

. बेलबूटे काढ़ने का खर्च रु० १७५ 
यदि दुकानदार इस ब्लाउज को रु० ८:५० में बेचे तो उसे क्या लाभ होगा ? 


. एक व्यापारी ने रु० ११८ में एक गाड़ो कच्चा आम खरीदा । शहर तक 


ले जाने के लिए रु० १५७५ गाड़ी का भाडा दिया और रु० ११२५ 
चुंगी लगी । कुल आम रु० १४४-५० में बिका। व्यापारी को लाभ हुआ 
या हानि ? कितना ? 


. एक दुकानदार ने एक दर्जन टोकरियाँ रु० १५० प्रति टोकरी की दर 
'से खरीदों और रु० १:६० प्रति टोकरी की दर से बेचों उसे एक टोकरी 


पर कितना लाभ हुआ ? कुल टोकरियों पर कितना लाभ हुआ ! 


. एक सौदागर ने ५०० दियासलाई के बक्स ११ पसे प्रति बक्स को दर से 


. खरीदे और १२ पैसे प्रति बक्स की दर से बेचे । उसे कुल कितना लाभ 


१०. 


हुआ ? - 


. राम अधार ने एक कुन्तल गुड़ रु० ३३५ में खरीदा ओर रु? ३ ५० प्रति ' 


किग्रा को दर से बेचा। उसे लाभ हुआ या हानि ? कुल कितना ? 
सोहन ने २० लीटर मिट्टी का तेल रु० ३२२५ में खरीदा और रु० १ ६५ 
प्रति लोटर की दर से बेचा उसे लाभ हुआ या हानि ? कुल कितना ? 


द्रुत. मौखिक ` 

(१) गुणा करो: “५७७२, “१५०३, १२७८, १२५८, १६% २ 
(२) गुणा करोः  '१५०२, ` “१५५३, “१२%४ १२२५८५ १६% 7२ 
(३) गुणा करो: ४>९६,. ८२६, ३१४ ३१:४, "८5९ “६ 


[ १०२ । 


(४) गुणा करो: ,-२,८:२, 


३ ( ३०८*३, ४,८०४, २३०८'२, ५ "१ 
; ५) भाग दो ; *८+ २, ११६४ २, २'८+४, *४४-४, ७५-: "५ 
FEN NR, A, ९७५७... ०३३७ डड ६ 
है 9) भाग बो: ४+ ५, ४५८, ३+ ६ ३+५, ६+ १० 


वृत्त 
WD १ & 
) 
| टएगो ओर पेंसिल की मदद से कल परकार की मदद से वत्त 
है बल खाचो | `.” `` खींचो । 


बिन्दु अ-व॒त्त का केन्द्र है। 

बाहर की गोल रेखा को परिधि कहते हैं । 

यहाँ परिधि और केन्द्र को काले रंग से दिखाया 
. गयाहे। | 

वृत्त के तल को टिट से दिखाया गया है। 


बिन्दु अ वृत्त का केन्द्र है । क ख रेखा अ से होकर 
जाती है। क ख को वृत्त का व्यास कहते हैं। अ ब 
और अ क इसकी त्रिज्याए हैं। क ख रेखा, अख | 
से कितनी गुनी लम्बी है ? 


यह पहिया देखो । इसकी तोलियां लगभग व्रिज्या | 
. की जगह हैं। ये सब बराबर हैं, तभो पहिया साफ | 
घूमता है ।. 


एक कागज का वृत्त लो। इसे किसी भी तरह 
से बीचोबीच मोड़ो। दोनों भाग बराबर हैं। 


अभ्यास ४३ = 


.१. नीचे दी हुई त्रिज्याओं से वृत्त खींचो-- 

२५ सेमी, । रे सेमी, ४२ सेमी, ५ ८ सेमी 

२. प्रश्न १ में बने ब॒त्तों के व्यास लिखो । 

३. एक हो बिन्दु उ को केन्द्र मानकर तोने बृत्त खींचो जिनकी त्रिज्याए क्रम | 
से २ सेमी, ३ सेमी ओर ४ सेमी के हि 
बराबर हों । प्रत्येक वत्त का व्यास ८) 
कितना होगा ? । 

४. एक वृत्त खोंचो और उसके किसी अं | 
व्यास अबके सिरों को परिधि के 
किसी बिन्दु क से मिलाओ । 

` / अ क॑ ब कितना बड़ा दिखायी देता है ? 


[ १०४ | = 


५. नीचे के ढंग की डिजाइन बनाओ- 


दै A ~ 


द्रत मौखिक 


बताओ खाली जगह में क्या लिखें- 

_ 'कृ० म्‌० 4 वि० म्‌० लाभ 
(१ ) ₹० ५० ₹० ६० न 
कक 000 र क? ₹० २० 
0 dn कक ,. २०:७५ . २०:१४ 
(४) रू० ४०-७४ रु० ४५-५० ; 

प्रतिशत 


CU] 


- . तेल म छ्‌ म 
9 ६५ प्रतिशत या ६५% २० प्रतिशत या २०२) 


[ १०%. ] 


pis eee ००० oe 


2000. 


इसका अर्थ है कि १०० किग्रा इसका अर्थ है कि १०० रुपये दाम 
साबुन बनाने में ६५ किग्रा तेल के कपड़े पर २० रुपये की छूट दी जा 
लगा । कुल साबुन में तेल का भाग रही है । दाम का ह; भाग छोड़ा 
पठ हुँ । ; . जारहाहे। 
0/ == २० 


६५१) २०6७० ६४५ : ` २०%=ब्‌ढः 


राम के पिता से दुकानदार ने रेडियो की कीमत रु० ५०० बतायी और 
उस प्र १२ छूट देने को कहा । बताओ कुल कितनी छूट मिलेगी । 


देख —— 


[ छूट --रु ० ५०० का १२९ # 
नरु० ५०० का '१२ १४%--"१२ 
rE ६० 


अभ्यास ४४ 
१. उत्तर बताओ-- ७ 
३०० रुपये का २९, ५०० रुपये का Ss 
८.०० रुपये का ५%, | | ३२.० किग्रा का १००", 
५०० मीटर का १०%, | १६०० किमो का १२° 


३; हाथ को घड़ी का छपा हुआ मूल्य रु० ३०० है। इस पर १५०५, छट मिलती 
है घड़ी खरीदने में कूल कितने रुपये की छट मिलेगी और कितने रुपये 


देने पड़ेगे 


३. सरसों पेरने से उसके वजन का ३०५ तेल निकलता हे । ४ कन्तल सरसों 
के परने से कितने किग्रा तेल निकलेगा ? 


४. एक गाँव मं ७०० मतदाता थे । ७०५, मतदाताओं ने मतदान किया । 
कितने लोगों ने मतदान किया ? 


गा [ १०६ |, 


५. नीचे की तालिका में वर्ग (१) 
के-टिट हुए भाग को साधारण १. 
भिन्न) दशमलव और प्रतिशत 
में लिखा गया है । ऐसे ही वर्ग 
(२), वर्ग (३) और वर्ग (४) 
` के टिट हुए भागों को तालिका 
> ` मेंलिखो-- | 


वरग साधारण दशमलव प्रतिशत 
भिन्न 


_ ६: एक गाँव को जनसंख्या ५६० है। यदि १२ वर्ष तक की उम्र वाले 
बच्चो की संख्या कुल आबादी का ३५९ है तो बताओ उस गाँव में 
कितने बच्चे हैं । 


` ७. वर्ष १६८१ के प्रारम्भ में किसी गांव को जनसंख्या ७६० थी । एक 
षं में उसकी आबादी में १०९५ की वृद्धि हुई । बताओ वर्ष १६८२ 
' के प्रारम्भ में गाँव को आबादी कितनी हो जायगी । 


| १०७ ] ॥ 


१० 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(६) 


` दो गाँवों की कुल जनसंख्या १००० है । यदि कुल आबादी का ५५०, 


एक गाँव में निवास करता है तो दूसरे गाँव की जनसंख्या बताओ । 


` राम के पिता ने सहकारी बेक से ५०० रुपये उधार लिये । साल के अन्त 


में 5%, ब्याज देकर कर्ज चकाया । उसे कुल कितने रुपये देने पड़े ? 


राम प्रसाद ने १००० रुपये बंक में जमा किये । साल के अन्त में रुपये 
निकालते समय उसे ५९% ब्याज के भो मिले । बेक़ से कुल कितने रुपये 
वापस मिले ? 


दुकानदार ने एक साइकिल का मूल्य रु० २५० बताया और इस पर ५१, 
बिक्री कर भो लेने को कहा । साइकिल के लिए कुल कितने रुपये देने पड़ेंगे ? 


एक दुकानदार को ५०० रुपये की लागत पर 5 का लाभ हुआ । कुल 
कितने रुपये लाभ हुआ ? 


_एक आदमी को ८०० रुपये की लागत पर १००, को हानि हुई । कल 


कितने रुपये की हानि हुई ? 


एक कक्षा में ४०% लड़के उत्तोणं हुए । कितने प्रतिशत लड़के फेल हुए ? 


'अगर कक्षा में ५० लड़के हों तो कितने लड़के पास हुए ? 


द्रुत मोखिक 


भाग दो : *८- २, - १२३, "१६-८, २४-९८, २४-८ 

भाग दो: २५-१५, ३५-७, "३५-९७, ४५5९६, “४५--:०& 
साधारण भिन्न में बदलो : “९, '३, "४, “०४, . “०५, `०७, “२५, -७५ 
दशमलब में बदलो: २, है, है, वृ, वे, इछ, बे, रे ई 

हर एक का दशमलव के पहले स्थान तक शुद्ध मान बताओ-- | 
१:५७, व १,५३, १०५, ` २४०६, २:०१ 
हर एक का दशमलव के दूसरे स्थान तक शद्ध मान बताओ-- 

२३५६, २३५८, २३५१, २३५४, २३५५ 


[ १०० ] 


है बिक्री का पर्चा बनाना 
राम ने स्वदेशो भंडार से नोचे लिखी वस्तुएं खरीदीं-- 


५ मीटर पापलोन रु० ४'७४ प्रति मीटर 
३ किलोग्राम ऊन रु० ६६४५० प्रति किलोग्राम 
२ बशशट रु० २५७५ प्रति बशशर्ट 


खरीदे हुएं सामान का दुकानदार ने यह पर्चा बनाया । 
| स्वदेशी भंडार, लखनऊ 


8 नन ननम 
वस्तु का नाम मूल्य प्रति वस्तु कुल मूल्य 
8 लक PRINS कलम नन+ 7777 
रू० पेसे 
` ५ मीटर पापलोन २० ४७१ प्रति मोटर २३ ७५ 
` १ किलोग्राम ऊन रु० &६ ४५४० प्रति किग्रा ४ २५ 
' २ बुशशटं २० २५७५ प्रति बुशशटं ५१ ५० 


जोड रु० १२३ ५० 
| अभ्यास ४५ 

` १. दिगम्बर ने रामा स्टोसं से नीचे लिखा सामान खरीदा । बिक्री का पर्चा 
बनाओ-- 

२ किग्रा मकखन २० १६.५० प्रति किग्रा 

३ किग्रा टाफो रु० २०४० प्रति किग्रा 

५ पावरोटी रुत ०८४५ प्रति रोटी 

` २. करीम ने रहीम भाई मुहः::३ अली को दुकान से निम्न वस्तुएं खरोदीं । 
` बिक्रोका पर्चा बनाओ-- 


६ रूमाल रु० ०७५ प्रति रूमाल 
२ टोपी रु० २४५० प्रति टोपी 
: २जोड़ीमोजा २० ३२१ प्रति जोड़ी 
ड ) २ मोटर फीता रु० १७५ प्रति मोटर ` 
हु “१ दजन बटन रू० ०'८० प्रति दर्जन 
१ किग्रा ऊन रु० ६०५० प्रति किग्रा 


[ १०६ ] 


१, एक खिड़की को चौडाई ६० सेमी | न 
हे । उसमें बराबर दूरी पर पाँच 
खड़ी छड़े लगी हैं। दो छड़ों के 
बीच को दूरी बताओ। . 


६) 


1 


० 


सोचकर बताओ 


क. 
अप्रेल, १८६२ 


- रस्सी के चार टुकड़ों को जोड़ने के |. रथ उ 
लिए कुल कितनी गाँडठ लगानो १ 
पडगी ? उन्हे जोड़कर एक रस्सी १२ ४ 


का धरा बनाने के लिए कितनी ? 


एक मजदूर ने ४ अप्रेल से १३ अप्रेल तक - TT 


५ रुपय प्रति दिन के हिसाब से काम किया । कुल मजदूरी कितनी हई ? 


८ हमद के मकान सें स्टेशन १५००. मोटर हे । हामिद मकान से स्टेशन कर 


लिए चला । आध रास्ते पर पहुंचकर उसे ध्यान आया कि उसका बटआ 


` घर पर छूट गया हे वह घर. वापस लोटा और बटआ लेकर तब स्टेशन 


गया । बताओ वहं कुल कितने मोटर चला । 

ब्रिजलीघर से एक कारखाने तक बिजली का तार दोड़ाने के लिए कितने 
खम्भों क्री आवश्यकता होगी यदि दोनों के बीच की कुल दूरी ६६० मीटर 
हो और हरु ८० मीटर पर खम्भ लगाये जाय॑ ? पहला खम्भा बिजलीघर । 
के ठीक बाहर लगेगा और अन्तिम कारखाने पर पहुँचकर । ह 
एक आयताकार मेज की लम्बाई १५० मीटर और चोड़ाई १ मोटर हे । 


[११० f : = 


| उस मेजपोश की लम्बाई ओर चौडाई बताओ जो मेज पर बिष्टाने से उठ ' 
(ली | ७ र ० 
"चारों तरफ २५ सेमी लटका रहता हो । इस मेजपोश का परिमाप क्या है? 


न्कि 


७: दामोदर खेर ने ₹० १२८४ में ३ मोटर कपड़ा खरीदा । एक मीटर कंपड़े 
` ` की कीमत बताओ । 


विविध प्रश्न (५) 

4. एक तार के ३४ मीटर लम्बे १० टुकड़े बन सकते हैं। बताओ तार 
... कितना लम्बा है। 

| २. ८ पेंसिलें एक पंक्ति में रखी गयी हैं। हर एक पेंसिल १२५ सेमी लम्बी 
हूं. “बताओ पेंसिलों से कितनी लम्बी. पंक्ति बन जायगी । 

` ३. १० आदमियों में से हर एक को २० २४ दिये गये । वही धन यदि १२ 
| आदमियों में बाटा जाय तो हर एक को कितने रुपये सिलेंगे ' 

| ४. दो संख्याओं का जोड़ &८ है। उनमें से एक दूसरी से १८ अधिक है । दोनों 
|  संख्याएं बताओ । Fi - 

:: ५. खाली जगह भरो-- A Fe 

(अ) र्‌० ६३ २५-२० ६५० ५०= रुपये, ७ '४०--७ = .. २० 


(ब) रु० ३५० _ _ पैसे, ₹० १:०० का { = -..पेसे 
(स) ३ किग्रा ५०० ग्रा == .. ग्राम, ५०० किग्रा - ==. कुन्तल 


(द) ५ मोटर ७५ सेमी ` टन, में, ५३७ सेमी 5-...मी 
[ १११ ] 


में बताओ । 


६ ३ स भ 
१९ द [5 . 1 TPR 
BIRR द} » ह २ + 
५१ २ 


; एक खिलौने के दाम ३७ पेसे हैं। ऐसे २२५ खिलोनों के खरीदने के लिए 


कितने रुपये खच होंगे? यदि २०० खिलोने ही खरीदे जायें टो पहले 
से कितने रुपये कम खच करने पड़ेंगे 
यदि मेरे पास रु० १७५ अधिक होते तो में रु० २२५ कोमत वाले = 


फाउंटनपन खरीद लेता । बताओ मेर पास कितने रुपये हें । 


१२ कुसियों के दाम रु० ४४४ हैं। ऐसी २४ कुसियों के दाम बताओ 
३ ५ सेमी, ४ सेमी ओर ४८ सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचो । इन वल्लो 


“ ` का व्यास बताओ । नापकर भी देखो 


१४. 
१५. 


राम्‌ के पास ५ रुपये हैं । र० २४५ की किताब ओर रु० ३७५ का 
फाउटेनपंन खरीदने के लिए उसे ओर कितने धन की जरूरत होगी ? 


. यदि लोहे को एक छड के ; भाग का थजन २४ किग्रा हो तो कुल छड़ का 


वजन बताओ 
रु० १ २० मूल्य वालो कितनो पुस्तक ३६ रुपये मे खरीदी जा सकतो हे ? 


एक गाड़ी १ घंटा २० मिनट देर से आयो । वह स्टेशन पर प्रात: ८ बेजकर 
३० मिनट पर पहुँची । अगर यह गाड़ी ठीक समय पर आतो तो कितने 


बजे आती ? अगर समय से ५ मिनट पहले आती तो कितने बजे आतो 


नि | ११२ ] 


२३. 


२४: 


२५. 


ला ठा ्च्य्ख्प्च्च्कफडर_ 


* किसो संख्या और ५ का जोड़ १७ से & अधिक है। वह संख्या बताओ । 
: यदि किसी संख्या के छठबें भाग से ८ घटाया जाय तो ४ शेष बचता है। 


बताओ वह संख्या क्या है । 


. एक हवाई जहाज १२५० किमी की दूरी ४ घंटे १० मिनट में तय करता 
, है । उसकी प्रति मिनट चाल किमी में बताओ । 
. ध्रव ने अपनी छुट्टियों का ३ भाग अपने घर में, ६ भाग अपने मित्र के 


यहाँ ओर बाकी ननिहाल में बिताया। बताओ उसने अपनी छुट्टी का 


कोन सा भाग ननिहाल में बिताया । | 
. & मोटर कपड़ा रु० ४०:६० में खरीदा गया । ४ मीटर कपड़े का दाम 


निकटतम पेसे तक बताओ । 


. ८ कुसियो का मूल्य उतना ही है जितना ३ मेजों का। एक कुर्सी का मल्य 


रु० १७:४० हैः । बताओ १ मेज का मूल्य कितना है । 


. क, ख, ग, घ चार गाँव एक सीधी सड़क पर बसे हैं। क से ख ५३ किमो, 
- ख से ग ४३ किमो और ग से घ ६५ किमो दूर है। बताओ घ, क से कितनी 


दूर हैत 


ख गा घ 


--~-५} किमीक-० ---- =-= ---४३ किमी+----- > +---- - --- ६ किमी, ---- -- `= 


+ > 


एक आयताकार क्यारी का परिमाप बताओ जिसकी लम्बाई ५७ मोटर 
और चौड़ाई. ४'३ मोटर है। 

एक शहर में २७ प्रतिशत आदमी, ३६ प्रतिशत स्त्रियां और शेष बच्चे 
हैं । बच्चे कितने प्रतिशत हैं ? 

किसी स्कूल में कुल १२० विद्यार्थी हैं। एक दिन १० प्रतिशत विद्यार्थो 
गेरहाजिर थे । बताओ उस दिन कितने विद्यार्थो उपस्थित थे। 


. चाषिक परीक्षा में सब प्रश्‍न पत्र मिलकर ३०० अंक के हैं। एक विद्यार्थो 


ने कुल अंकों के ५५% अंक प्राप्त किये । उसे कुल कितने अंक मिले ? 


. एक दुकानदार के पास १७५०० किग्रा चाय की पत्तो है। यदि वह हर 
` - एक डिब्बे में “२५० किग्रा चाय रखता है, तो उसे कुल कितने डिब्बे 


चाहिए ? 
[ ११३ ] 


: २६. 


३ 0. 
३१. 
३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


मेज और कुछ कुसियाँ खरीदने में 


कसी संख्या में १२ से भाग देने पर , 


गुणा के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी ने ३२ के स्थान पर २३ से गुणा कर 
दिया । उसका उत्तर ४८३ निकला । सही उत्तर बताओ । 


« एक फाउंटेनपेन के दाम रु० ७:६० हैं और एक घड़ी के दाम रु० १०२७५ । 


७ फाउंटेनपेन और ८ घड़ियों के दाम बताओ । 
यदि १६ लीटर पेट्रोल में १ मोटर १०० किमी जाती हो, तो २५० किमी 


' जाने में कितने लीटर पेट्रोल लगेगा ? 


५ कुसो ओर ३ मेजो के दाम रु० २०७२५ हैं । यदि १ मेज के दाम 
रु० ४३:२५ हों, तो एक कुर्सी के दाम बताओ । मोटी जाँच करो । 
एक आदमी अपने धन का €< भाग अपनी स्त्री को, ३ भाग अपनी लड़को 
को और शेष अपने लड़के को देता है । बताओ लड़के को धन का कौन सा 
भाग मिलतो है। 
७ आदमियों में रु० ३६:४० बराबर- 
बराबर बाटा गया । यदि यही धन 
८ आदमियों में बांटा जाय तो प्रत्येक 
को पहले से कितना कम मिलेगा? 
एक लड़का हर महीने में ५० पेसे 
बचाता है। रु० & बचाने में उसे 
कितने महीने लगेंगे ? _ ' 
एक भेज को कीमत रु० ५० है ओर 
एक कुर्सो की र० १६ । अयर एक 


रु० ११४ लगते हैं तो बताओ कितनी 
कुसियाँ खरीदी गयीं । 


भागफल ८ आता है ओर शेष २ 
बचता है । वह संख्या बताओ । 

एक लंटठे का ए भांग कीचड़ में, बढ 
भाग पानी में और ३ मीटर पानी के 


[ ११४ ! 


Se काना 


ऊपर है । पूरे लट्ठे की लम्बाई बताओ । 

. सस्ते गतले की दुकान पर १ किग्रा चीनी का मूल्य ₹० ३४७ है। १०८ 
किग्रा चीनी का मूल्य निकटतम पेसे तक बताओ। मोटी जाँच कर लो। 
. यदि ७ घोड़े और ५ बलों को कीमत रु० ८८५० है और एक बेल रु० ५८० 


का हो तो एक धोड़े की कीमत बताओ। 
. इन भाग के प्रश्नों में खाली जगह भरो : 
२६ ु ८ ४ ४ २ २ 
+#) ५ ह ८ १४)१ १ * ६ ई)३ ७ ठ * 


/ 


. एक आदमी ने २०० रुपया कर्ज लिया। उसने साल के अन्त में 5% 

ब्याज देकर कर्ज चुका दिया। उसे कुल कितने रुपये देने पड़े ? 

. इलाहाबाद से लखनऊ २०० किमो दूर है । एक हवाई जहाज इलाहाबाद 

से शाम के साढे चार बजे चला । यदि जहाज की चाल २४० किमो प्रति 

घंटा हो तो वह लखनऊ कितने बजे पहुंचा ? 

. यदि एक फलवाला रु० १२५ प्रति किग्रा के भाव से आम खरीद कर 

उन्हें र० १:५० प्रति किग्रा की दर से बेचे तो उसे प्रति किलोग्राम कितना 
लाभ होगा? ५० किग्रा आम बेचने में उसे कुल कितना लाभ होगा ? 

. एक आयताकार खेत की चौडाई उसकी लम्बाई का २: भाग है । यदि 

उसकी चौड़ाई ३५ मीटर हो तो खेत की लम्बाई बताओ । 

. एक महाजन ने अपनो जायदाद का ड भाग बेच दिया । जायदाद का 
कौन सा भाग उसके पास शेष रहा ? यदि प्री जायदाद का मल्य 
'₹० ४८०० था तो उसको शेष जायदाद का मल्य बताओ । 

. एक दुकानदार ने ४० थान कपड़ा रु० २५ प्रति थान के भाव से खरोदा 

और उसे रु० २६ ४० प्रति थान के भाव से बेच दिया । बताओ उसे 

कितना लाभ हुआ । 

. एक सेठ ने मकान बनाने के लिए १ लाख इटे खरीदीं। ईंट का भाव - 

₹० ११५ ५० प्रति हजार है। बताओ उसने इंटों का कुल कितना मूल्य 

दिया । यदि एक ट्रक एक बार में केवल १२५० ईंट ही ले जाता हो तो 

. १ लाख ईट ढोने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ? 


[ ११५ ] 


त -ककत्करें: -- -— आर्मिकराका ता -. 


४८. एक आदमी ३० मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है । उसने एक 
वर्गाकार मैदान का एक चक्कर ६ मिनट म लगाया । बताओ मेदान 
की एक भुजा कितनी लम्बी है । 

४&. नीचे लिखी चीजों की नाप, तोल या धारिता का अनुमान करो ओर 


खाली जगह भरो-- 

(अ) घर से स्कूल किमी दूर है। 
(ब) चारपाई की लम्बाई" मीटर है । 
( स्‌ ) ति ईंट ` का बजना ला क्ष्ग्रा है । 
( द्‌ ) खरबजे का बजन क हेग्रा है । 
(य) लोटे की धारिता" न्बीतार है । 


५०. गिनकर मालम करो कि हर एक आकृति में कितने खाने हैं ओर बताओ 
किस आकृति का तल अधिक 


५१. रमेश पुरब की ओर मुँह किये खडा था । वह पहले डेढ़ समकोण बायों 
ओर मडा । फिर वह आधा समकोण और बार्यी ओर मुड़ गया । बताओ 
उसका मुँह अब किस ओर है । 


[ ११६ |] 


छ उत्तरमाला 


(पृष्ठ ५-६) 
तीन हजार दो सौ नवासी, इक्कीस हजार दो, तेरह लाख तीन हजार चार सौ 
छियालीस, दस लाख पाँच हजार अरसठ " 
२८,८००; ` ५,०३,००२; १०,५६६; १,०५,३०० (३) १६६६; २७६६ 
` ४८६६; ३,२४,५द३्द; ४,०४,६६६ (१) १,०००; १०,०००; २३,० 
१०० (६) तीन, तीन सौ, तीन हजार, तीस (७) एक, दो (=) २; ४००; 
७०,००० त 
अभ्यास १ (पृष्ठ 5-&) 
(क) ४३; २३ (ख) २५; ३१० (ग) ऽऽ; ८४ (घ) ४२; ४०० 
(च) ५३०; ३०२० 
६०० मी, २५० मी, ४ हेमी, १० डेकामी, ४१ डेकामी 
५ डेसीमी, ६5 सेमी, ५० सेमी, ३55 मिमी, ७५० मिमी 
ऽटुकड़े (८) १० मीटर (६) ५हेमी (१०) २२ किलोमीटर ५०० मीटर 
२ मीटर ५० सेमी (१२) १० मीटर | 
अभ्यास २ (पृष्ठ १०-११) | 
१२, २०; १५६ (२) २ कुन्तल, ४ कुन्तल, १० कुन्तल, १३ कुन्तल 
८०० किग्रा, २५० किग्रा, २५किग्रा, ३७५ किग्रा, ३०० किग्रा, ५५० किग्रा, 
१२५ किग्रा (५) (क) २५; ` ४३८ (ख) ५२; १४०० (ग) २५; 
८०२० (घ) २०८; १५० (६) ५०० ग्राम, ५ हेक्टोग्राम, ५५ 
डेकाग्राम, ईईई ग्राम (७) २६मीटरीटन (८) २० कुन्तल ४० किलोग्राम 
₹० १३५ (१०) २० कुन्तल 
अभ्यास ३ (पृष्ठ १२) 
सुपारी की तोल ६ ग्राम, छोटी इलायची की तोल २ डेसीग्रा 
४ ग्राम ५ डेसीग्रा ७ सेग्रा ५ मिग्रा; १ ग्राम ६ डेसीग्रा £ सग्रा ५ मिग्रा; 
३ ग्राम २ डेसीग्रा ५ सेग्रा; ३ ग्राम ५ डेसीग्रा ७ सेग्रा ६ मिग्रा 
२३० सेग्रा, ५० सेग्रा, ४ सेग्रा ४५ सेग्रा (४) १२ वैसे 
० ४५४१५० Fi 
[ अभ्यास ४ (पृष्ठ १३-१४) 
| (१) (क) २५; ५६० (ख) ६०७; ८६० (२) ६५ ली, ८० ली, २ डेकाली, 


[ ११७ | 


(६) 


) ड, डः ५३, मदे, १०४ (२) ६. शकक, ४१३, ५ 
) 


भ डेकाली, २२ एर (३) १०५ डेकाली (४) २० १३५४० (५) २ डेकाली 
रू० ३३० (3) 3 कनस्तर 

अभ्यास -५ (पृष्ठ १५) 
(क) १२; ७५ (ख) ३५; १२० (३) ४५० सेली, ३०० मिली, 5< सेली, 
५ डेसीली, ६६६ मिली (४) १५ बोतलें 


अभ्यास ६ (पृष्ठ १६-१७) 
२० ६२६५ (२) ₹्‌ऽ ४०१५ (३) ¥₹०१०६४४ (४) रू० ३२० 


| ₹० १७२० ( द्‌ ) रर ३२२० | ( ७ ) #है> ८१ (८) रू० ४६, ४८ गना 
' इ० २००६२४५ (१०) रु० ०४० (११) रु० २४२०; ६ हेग्र 


अभ्यास ७ (पृष्ठ १८-२०) 


= 


+ २५ मिनट (३) ११ बजकर ३० मिनट (४) 5 मिनट (५) २ घंटा 


४५ मिनट (६) २ घंटे (७) १५किमी (5) १६ किमी, २४०० किमी 
२० मिनट _ (१०) ७ बजकर ५ मिनट पर (१२) ५ घंटा ४५ मिनट (१३) 


१० किमी ७ 
अभ्यास ८ (पृष्ठ २१) 


- २३३, ४५, बे, ६, ४३, 4 (२) (क्र) षड, द, २, 3, ६३, भट्ट 


(ख) ६, ४३, क, टै (३) किग्रा (४) ४३ मी 

१ उँ 7 अभ्यास ई (पृष्ठ २२) हि 

रई, नेर के रहे; १३ (२) १ क १३ ३ २३ 
८ब सेमी (४) १५० सेमी 

अभ्यास १० (पृष्ठ २३) 

है; ३.७४ (0% है, ३, ३ (३)३, २, पक ष 


ऋँ लीटर (५) ₹ भाग 


अभ्यास ११(पृष्ठ २४) 


रे, १९, ७३) ६६ (४) ३५७ किग्रा (५) ३ई मीटर (६ 
अभ्यास १२ (पृष्ठ २५) 
१, २% है। क. ॐ ३ (२) चोठ ह हई पर रे 


हु [११८] 


हद) १, २१८, है, २३१, १६ (४) $ लीटर (५) २, मीटर 
६) १३ किग्रा (७) ३६१ लीटर 

विविध प्रश्न (१) 

। (क) (पृष्ठ २६-२७) 

है १.) हु . पक ३३. 5. २) - है। - पके - १% के. ई 
* ४ 


1१८ 


प्‌? ॥॥ ? 
ब मीटर, २६ मीटर (४) १ मीटरी टन ५ डुत्तल ५० किग्रा, १ मीटरी 


};. ५ ˆ टन ६ कुन्तल ६० किग्रा, १'मीटरी टन ७५ किग्रा, २ मीटरी टन ३ कुन्तल 

(४) २२५ सेमी, ३७५ सेमी, ४५ सेमी (६) (क) -० डेसीली, २ चली 

(ख) ४० डेकाग्रा, ४०० ग्रा (ग) ६० डेकामी, ६ हेमी (घ) ५० डेसीग्रा; 

Ps KOS सेग्रा (७) ७००, ६००० (८) २४० किमी (5) १४ क्रिमी २५० मीटर 

(१०), ४० मिनट 

् । (ख) (पृष्ठ २७-२८) 

$ 3.) (क) २४,६०३ पख) १६,०७१७ (ग) 5२,१५१,५३५ 

ब २ ) (क) २०६, ६७, ७५, १७३ शेष ४, १५६८ शेष २२ 

हिः; >. (ख) १३०४ शेष १५, १३२५ शेष ३४, 5४१ शेप ३०, 5४७ शेष २४ 
) २ मीटर ७५ सेमी . (४) २७० मीटर, २ किमी ७०० मीटर (५): २४ झुपये 

(६) १ मीटर ५५ सेमी (७) (क) है बड़ा है, दे (ख) ₹ बड़ा है, है (5) ₹० १२५ 

हः. .- (ग) (पृष्ठ २८-२६) | 

290१). २०, ३१, ३१, ३१, २० (२) २६, ३६६, ४ सप्ताह ३ दिन 

(.३ ) १०,०६,२६८ (४) १ मीटर (५) ३२ यात्री (६) १,८३,३७५ मीटर 

ह (७) रु० ६०५०० (८) ७ अमरूद दिये, ५ अमरूद बचे (६) ७ बजकर २५ मिनट 

(१9) १८ लड़के (११) रु० १२८४ (१२) २मिनट (१३) ६ (१४) ४० सेमी, 

^ २. २५ सेमी, ३५ सेमी, २० सेमी, १० सेमी 

हि अभ्यास १३ (पृष्ठ ३०) 

00१) ४०,५०, ३४ (२) ७,६,२,१० (३) ४०,६०, 5०, ६२ (४) ६, २, ६ 

(३) ३०, ६०, ४५, २० (६) १, ४, ६, १२ 

E अभ्यास १४ (पृष्ठ ३१) 

६९५१) ६ लीटर :: (२) २८ मीटरी टन (३). ८०० कदम (४) र० १२४८ 

क.” अभ्यास १५ (पृष्ठ ३२-३३) | 

(१) ५००, ५००,६०३, ५८ (२) २४५, ४, ६ ( ) Foe, १०००, ३०, ५७५ 

(५) (ख) ८६४ (ग) ७३६ (ष) १०६ ६ - 


[ ११६ ] 


(२) 


अभ्यांस १६ (पृष्ठ ३३-३४) 
२०००, ६००, ७०, &२५० (३) ७ ग्राम २ डेसीग्रा ५ सेग्रा ६ मिग्रा, १ ग्राम 
५ डेसीग्रा ७ सेग्रा द मिग्रा, २ ग्राम ६ सेग्रा ५ मिग्रा 
अभ्यास १७ (पृष्ठ ३४-३५) 
१ मीटर २ सेमी (२) २ मीटर ६८ सेमी (३) ४ शीशियां (४) १ मीटर 
२० सेमी (५) ८ गोलियां (६) २० किग्रा, १०० ग्राम, ३३५ टिकियां 
१४४ लीटर 
अभ्यास १८ (पृष्ठ ३७) 
२५:३६ मीटर, ४६ मीटर, ४७५ मीटर, २५६४ मीटर 
४.३२५ किग्रा, ५६ किग्रा, १२:३५ किग्रा, १७७५ किग्रा 


८५६, १४.८७८ (५) १२ मीटर ३५ सेमी, ४ मीटर ६० सेमी, 5 मीटर 


७५ सेमी, १२५ मीटर 4० सेमी (६) रु० ४७५, रु० २४६०, रूु० ३०५, 
रु० -८०, ० ध्र “ 

= पतन अभ्यास १६ (पृष्ठ ३८) 

७ किग्रा ३ हेग्रा ५ ग्रा (२) १२ मीटर ४ मिमी (३) ४ किमी = डेकामी 
५ मीटर (४) (अ) ४०८ मी, २:०५ किग्रा, ५०६ किमी . (ब) २००४ 
मीटर, १२००४ किग्रा, ६००२ किमी (स) १४०२५ मीटर, ४०७४ 


- किग्रा (द) १०४०८ मी, ३.८०४ किमी (य) ५४०३ किग्रा, १६८०६ किली 


~ 2 ##०_- 
A ON =D 
0 SP ~ 


(१) 


(६) 
(१) 


अभ्यास २० (पृष्ठ ४१-४२) ` 


. सौवाँ, दसवाँ, सवाँ, हजारवां (२) ४८७५ किग्रा, 5२ किग्रा, 3८ किग्रा 


४:२५ हेली, ६८ हेली, २२ हेली (४) ४५ मी, ४-5५ मी, `३६ मी, ३७ मी 
(अ) ४५ डेसीमी, १४२० ग्रा (ब) ५७० सेली, ७५० मिमी (स) "०३५ 


किग्रा, १२५ किमी (द) १७६ मी, २५ ली 


अभ्यास २१ (पृष्ठ ४२-४३) 
५७ सेमी, ५२ मी, ६२० मी, ४७५ हेमी - (२) १०१ किग्रा, ३-२५५ 
किग्रा, १३:०० ली, ८१5 किमी (३) २२४५४ किमी (४) (अ) 
६८८५ मी (ब) ६५६मी (५) (अ) २०६ किग्रा (ब) ३६१ किग्रा 
१७६ सेमी (७) ५ किग्रा 
अभ्यास २२ (पृष्ठ ४३-४४) 
२,५० मी, . ५६८ किग्रा, ३'८२ किग्रा, `४७ किमी (२) २३२ किमी, 


{ १२० ] 


२७५ मी, ११३ ली (३) (अ) २७२५ मीटर, १:२५ मी, १२५ मी 
(व) “४०५ मी, ८२५ मी, ४5 मीटर (४) २४४ किग्रा, ६३६३ 
किग्रा, १०४ किंग्रा (५) 9७ किग्रा, (६) १८७५४ किमी 
विविध प्रश्न (२) 
(क) (प्रष्ठ ४४-४५) 
दो दशमलव तीन पाँच मीटर, चार दणमलव पाँच चार किग्रा, तीन दशमलव 
दो पाँच मीटर, पाँच, रुपये पत्रासी पैसे (२) २८ किग्रा, ३७४५ किग्रा, 
४:७५ मी, ५६ ली (३) (अ) १०४, ११०. ३५२ (ब) २७, 
१:३३. ११६, “८८८ (४) रू० ११७०, प्‌ पैसे (५) ४ दसवे, ४ 
इकाई, ४ सौवें, ४ सौतें, ४ हजारवें (६) २ मीटरी टन (७) २४ टुकड़े 


£ 


A 


५ सदस्य (१०) “४ किग्रा (११) ३:०० मीटर, ३० पसे (१२) 
मीटर, २५८ किमी (१३) = 5 = अ= $‡ 


है पर), है, डेट वि (२) ६१, रेत दे २३, ४३९ (३) २५६, १६, १४१ दे 
2,०१ (५). ३०१ शेष १६, ६५६५ शेष २१, २०५ शेष २८, २१५ शेप ४३ 
७4 . (७) :६५ मीटर्‌ (८) (अ) ११८७, ३ (त्र) ३४८००, १३० 
००, १०२, १०४, जाइ ३०६ (१०) २, १२, २४, आदि: १ 

से कटने वाली मंख्याएं : १७७, १६८५, ४१०; ४ से कटने वाली संख्याएं 

२२५, ३७५, ४१० (१२) रु० ०८६५ (१३) २० ६२५ 


५0 यात्री (१५) ६००, ६, ,६०००, ६० (१६) ४७ लीटर 
। (ग) (पृष्ठ ४७-४८) 

१८ मीटर, रु० ४०५० (३) १७६२ किग्रा, 5२३८ किग्रा (४) ३६४ बच्चे 

) रु० 6८५, रु० ०६५ (६) ११:२५ किग्रा (७) ण्याम के घर से +5 किमी 


ने २ + प्र हैः १ ऋ 
२८ दै २८ र्‌ > दै 
x i x भ हैः % हैः ६ न क्ष 


२०७५ किग्रा (१०) २'५ मीटर (११) ४ चत्रकर 

अभ्यास २३ (पृष्ठ ५०) 

५६, ५६४, ५६५२, ३७२५ (२). 5३७५, ८२७, ५३०, ६५०, ८०५ 

०५६४, २७६०, २७५०, ३५००, ४०८० (४) ५५ मीटर, ७५० मीटर 
७० ली, 3०० ली . (६) ६ किग्रा, ८० किग्रा, 5०० किग्रा 


[.१२१ | 


र २४ (पृष्ठं ५२-५३) ` 


( १ ) १५३, ३३४२, २५७, “४६३, "३८५, “०५८, “०७५ 
(२ ) २५२, "१५५, १'२५३, ११३२६४५, “०७५, ०८६८, "००७१ 
( ३) “१२५२, ;३२६८, १४५६२५, “०३२१, "१४४२५, '००८७६ 
(४) (अ) २४, "२४, `०२४ (ब) “9१, "०३५, "००३५ (म) "०७२, ००७२, 


७०७७० (५) ०० १४४ (६) रुू० २६५५ 
अभ्यास २५ (पृष्ठ ५५-५६) 
(६) २मीटर (७) १.मीटर 
ह अभ्यास २६ (पृष्ठ ५७-५८) 
(१) २६००, २१०००, १० (२) ४६० रुपयें लगभग (३) २० रुपये 
~ अभ्यास २७ (पृष्ठ ६०) 
(१) ४लाख (२) ४ लाख (३) १५ करोड़ (४) १२ लीटर (५) २०४ किग्रा 
अभ्यास २८ (पृष्ठ ६१) 
(२) ६२०, १०६८, २४६४, ३२१३, २०४'० (३) ३१६०० किग्रा, ४०० ली, 
--< १६२५ मी, १०८० मी - (४) ३७५ किग्रा. (५) 5६ किग्रा (३) २८ 
किलोमीटर (७) २३६६ किग्रा, ए० २८२७४४ 
* ` ~. ` अभ्यास २४ (पृष्ठ ६३-६४) 
(२) ५:०८, द्ः३६, ११३५, २०४० '(३) . "११६, "१६२, २५५, ५०४ . 
(४) 5५४४ किग्रा, १०३३२ मीटर, १३३८४ ली. (५) ३४८० सेमी, रऽ २६२, 
७७१६ ली (६) २५२४५ मीटर (७) रू० २१३-२८ (८) ७५६ किग्रा 
(६) रू० १६६० (१०) १५७५. किमी. १५३३.७५ किग्रा (११ ) ५5८ लीटर 
(१२) २० ६०० (१३) रु० १७१५ | 
हि अभ्यास ३० (पृष्ठ ६५-६६ ) 
(१) ₹० रका द०- (२) रु० 1:२६ ` (३) ० बइ८१२५ ` (४) ५३:१३ किमी 


अभ्यास ३१ (पृष्ठ ६७-६८) 
(अ) है (ब) ई (म) ३ (२) कर, १, कई (३) न, ॐ रे 
(५) ३३ भाग, उक भाग (६) चठ भाग (७) दपर भाग (5) है. भाग (5) बो भाग 
अभ्यासं ३२ (पृष्ठ ६६) 
(१) ५३६ किग्रा, ४'२८ मी, ३१३४ किली, २:०६ किग्रा (२) ३१६ किग्रा, ६६४ किमी 


. rr Segoe 15 | 


\ 


६,२३ किली, २:०६ हेमी (३) ८०४२ मी, २५६ किग्रा, ११२३ हेमी 
४) ४७ किग्रा (५) ०८ हेली, ०६ डेकाग्रा, ००६ किमी 
पु. अभ्यास ३३ (पृष्ठ ७०-७१) 
(१).-०५, ०६, १५४, १६५, १६ (२) :७१, “६२५, १,४, १२५, “१०२४ 
(३): (अ) '६७, ११३३, १११, १६७, १४४ (त्र) २८५ किग्रा, १८० किमी, 
१४४ हेमी (४) रु० ५५६ (५) ५७ किमी (६) ३१ किमी (७) १६७ 
श्र मीटर (८) “२८ किग्रा (&) ₹० २६० (१९) २७७७६ देक्टोग्राम 
अभ्यास ३४ (पृष्ठ ७२-७३) 
(१) कहे, ॐ मी, ऋ, ‡ किग्रा, ४३ लीटर (२) ५० सेमी, ३३ सेमी, १३ सेमी, 
६७ सेमी, ४० सेमी, ७५ सेमी, ७० सेमी, २० सेमी, '/ मी, “३३ मी, "१२५ मी, 
-६७ मी, “४ मी, "७५ मी, '७ मी, '२मी (३) (अ) ४,३८, ५७: ४ सबसे 
बडा, 3 सबसे छोटा (ब). २, "३, "४३; र सदसे बड़ा, डे सबसे छोटा 
` (४) "५७५ मीटर, ५७.५ सेमी 
त . = ` बिविध प्रश्न (३) 
: 5 (क) (पृष्ठ ७४-७५) 
` (१) (अ) ४३.५, ४३५, ४३५० (बं) ३२'८५ मी, ३२८५ ली, ३२८५ मी 
` (२) (अ) ५१:२५, ' ८-१२४, “८१२५ (ब) "२२५. "०२२५, "००२२५ 
| (३) ४० मी, . ७० मी, १०४ मी, ५० मी, ७५ मी (४) ३५, ४६, ५१, 
6. दक छन; दिये, (६) ६१२ ७४०४, “+ ६४१, १२०१ 
(६) २२:५६ किमी, ४२:७ किग्रा, १२५२० किग्रा, १-२, ३८७५, ६२६२६ 
(७) ४-२१ किग्रा, १६९ मी, ४१ किमी (5) ° १६५ (5) $}, ३६६, २४, 
उदी (१०) इह १’ बी, के (११) ५ ४, ७१, "१४, "७८, "७१, '४% 
| (१२) ३, ३, ई, ११, रच) ४३, २३, ६३ 
। ह (ख) (पृष्ठ ७५-७६) 
(१) ६ महीने (२) ५४ बच्चे (३) ३:६० रुपये ( 
i '_ ६०९६२, २०८०१६ (६) ७ मिठाई (७) 
है (६) ५४ किमी (१०) ६० पुष 
| ह (च) (पृष्ठ ७६-७७) 
(१) (अ) 5३४७२ मी (ब) .७१६२ ली (२) (क) 5 (ख) ५ 
5. (ग) “१३ (घ) १ (३) २१:२० रुपये (४) ५५ मीटर (५) ४० वैसे 


[ १२३ ] 


४) १५६६१ (५) २५४०५, 


) 5 
४, ३, 3 (८) ३ सेमी 


र 


॥ 


(६) ३६४ शेष ७; 3१ शेष ११; ३५२; ५३४ शेष १४; ३१३ (७) ६६, १३५, १४ 
( (८) १२४५ मीटर (६) ६० मीटर, ७० मीटर (१०) २७३ रुपये 
(११) रु८ ६३०, ह० ३४०, सू ६३० . 
४ अभ्यास ३५ (पृष्ठ ७६) 
(१). १२, ११, १६ (२) २४, १५, १६ (३) २५, ३२, १५ (४) ४५,४०, ४२ 
(५) २३,२६,१०२. (६) ६ माइकिलें, ₹० १०४शेष (७) २०घड़ी (=) ३० 
डिब्बे (६) ५० दिन (१०) २० दिन (११) १5 बोरे 
अभ्यास ३६ (पृष्ठ ८०-८१) 
(१) ₹० १००, र० १५० (२) १८७५ किग्रा. (३) २० ३०६६३ 
(४) १५:६, १३६, ७२, १३:५० 
` अभ्यास ३८ (पृष्ठ ८४-८५) 
(१) २०, २०, १०, २०, २० (२) ३०, ४०, २००, ३००, २५ (३) ४००, ६०, 
5०, २५०, ४५०० (२), ६००, १६००, ६४००, १६०, २०० (५) २० किग्रा 
(६) ८ टोपी (७) ३० (5) ८ बार (६) ₹० ४४४ (१०) ६ कमीज, शेप १ 
मीटर (११). २३ बोतल, `२५ लीटर तेल शेप (१२) ३४४ इंच 
अभ्यास ३ (पृष्ठ ८७) 


(१) ४, ८, ७, ४२, ६४ (२) "७, ८, १३, ४१, १"५ 
(३) `५६, १७३,१२१, १८२ (४) २० ६:५० 
(५) रु० ५१२० ` | (६) ७ फीते. ˆ 

(७) १६बोतलें - | (८) १५ लीटर 


(5) १० अँगूठियां (१०) १० लिहाफ (११) ३८५ किमी प्रति घंटा 
पह अभ्यास ४० (पृष्ठ 5३-३४) ` 
(१) ३००, २५० | (२) 5५ मीटर 


(३) १२०,३९ `) + न (४) ऽवरष/२= वर्ष 
(९)३३०१२००- ... (६) २० किग्रा, १२० किग्रा 
(७) ५० पैसे, ४० पैसै ` (5) २५ लड़के, ३५ लड़के 
(5) १५ रुपये, ५० रपये, १५० रुपये (१०) ६०-लीटर ` 

विविध प्रश्न (४) 

(क) (पृष्ठ ६४-४६) 
(१) (अ) ६,५, ५, ६ (ब) ५०,१५, १५, १७ 


(म) ६२७ शेष ७, ६२४ शेष ८४, ६४६ शेंष १६८, ३२ , 


RS के 


) १६ रुपये 

) रर ६६६६ ६७ 

) १४४ मीटर 

) १५ टुकड़े 

) ४५, ४०,.४०,८० 

२० १११:४०(१४) ४३३... (१५) दक्षिण, पश्चिम (१७) ५८ कुन्तल 


(ख) (पृष्ठ 5६-६८) 


(१) ५४, $ १५, १०, १६:६६ : (३) ₹० २०० 
(३) १०, ३, १२ हि (४) रु० ३१,२० ६३ 
(५) ४८ (६) (अ) २,४०, ५०० 
-(ब ) ३,५०, ८5०० /.. पस) २६ २५०, २१२ 
( ७ ) दो गुनी, ४ सेमी (=) १५ मिनट (5) ११६ (१०) ४ 
(११) १३, १०, ऽदः, ५६ . (१२) ३३, हु, बेड की 
_ (१३) १५०० किमी (१४) (अ) ह (व) ई (स) ३% 
_ (१५) रु० ३६६० ; (१६) है भाग 
Fy.” (१६) “४० =. (२०) -२० पन्ने शेप (२१) रश ४२० 
(२२) 67% 3२ xX XX १ % % उ ठह द 
$ २८ ७ ८ 56 9९ 0140 40 ५ - KR 
9९: 5636:: १८. ७९ दे x 3९ ७९ जळ 356 3८ 
05% ५२९ xX xX xX x > 
i” % 36 3९ - ८536 26 26 20 26:३८ % कद अद 50 32 
(२३) ६ ME २८ २ >< ८ 9८2८ 
==, TS — X X.X XXX ४, कः ३९ 
RK १२८ न 20:06 XXX बकाय 


(२४) ७६६२५ (२५) ४३२ मीटर (२६) २०. ४६७ (२७) २०० आम 
अभ्यास, ४१ (पृष्ठ ६-१००) 


(१) ५ १५ २७ २५ (२) के १५ २४, ६० (३) २२, ९५, १०६ १२७ 
(४) १५,३६, २१ (५) १०, १२३, १५, १७९, २० 

( ष्‌ ) ३०, ३७३, ४५ | ॥ (७) रू० १५००० 

(०) १४ कुन्तल (६) रु० १०५ 

Ei. [ १२५ ] 


हा (१४) १०%, ४५ लड़के 


(१०) ६३ कुन्तल (११) ४५लीटर - 


(१२) ६ लीटर - - (१३) १५ किग्रा 

(१४) रु० १२५० (१५) ₹० २७०० 
अभ्यास ४२ (पृष्ठ १०१-१०२) 

(१) ०२७५ . (२) ₹० १८५ 

(छै ) ₹० २६० , -(४) रु० ४४५ 

(५) ७ रुपये, ₹० १:५५ *- (६) हानि, रु० ५० 

( ७) रु ०१०, ₹० ११२० ( ८) ₹० ५ 

( 5.) लाभ, रु० १५ (१०) लाभ, २० '७५ 


अभ्यास ४४ (पृष्ठ १०६-१०८) 
(१) ₹० ६, रु० २०, ₹० ४०, ३२० किग्रा, ५० मीटर, १६२ किमी 


(२) र०४५,०० २५५ (३) -१२० किग्रा 

(४) ४६० (६) १६६ बच्चे (७) ८६६ आवादी 

(५) ४५० जनसंख्या -. (§). ९०५४५ .. . (१०) ₹० १०५० 
(११) रु० २६२५० (१२) २०४० (१३) रु० ८० 


४" पृष्ठ ११०-१११ 


“(१) १० सेमी (२) रु० ५० (३) तीन, चार. (४) ३००० मोटर ˆ 


(५) १३ खम्भे (६) रु मीटर, ब्‌ मीटर ५० सेमी, ७ मीटर (७) रु० २१:४५ 


विविध प्रश्न (५) (पृष्ठ १११-११६) 


(१) ३४ मीटर (२) १ मीटर (३) रु० २० (४) ४०, ५८ 
(५) (अ) रु० २७५, रु० ८२० (ब) ३५० पैसं, ४० पैसे 
` (स) ३५०० ग्राम, ५ कुन्तल ` (दे) ५७५ मीटर, ५'३७ मीटर 
(६) शघंटा१५मिनट ,/ . » 
( ७ ) रै ३ न * `+. 
-- # # टू १८ ७ | » + ६% 
३** के % ई छु) २ ६ * ८ 


-(६) ₹० ५३:२५, रु० 5२५ (६) रु० १६२५ . (१०) २० ८८८ 
(११) ७ सेमी, ५ सेमी, &'६ सेमी (१२) रु० १:२१ 


[ १२६ ] 


४२ किग्रा 


(१४) ३० पुस्तकें 

७ बजकर १० मिनट, ७ बजकर ५ मिनट (१६). २१ 

छ ` (१८) ५ किमी प्रति मिनट (१६) ॐ भाग 

२० १६०४ (२१) 7० ४६४० (२२) १६३ किमी 

२० मीटर (२४) ३७ प्रतिशत (२५) १०८ विद्यार्थी 

१६५ अंक (२७). ७० डिब्बे (२5) ६७२ 

रु 5७५'९० (३०) ४० लीटर (३१) रु० १५५२ 

बेद भाग (३३) रु० “६५क्म (३४) १5 महीने 

४ कुसियां (३६) ६८ (३७) ३० मीटर 

रु० ३७४८ (३६) रु० 5५० (४०) २३, ७, ८ 

रु० २१८ (४२) ५ बजकर २० मिनट (४३) रु० २५, ₹० १२५० 

५६ मीटर (४५)७३ भाग, ३६०० रुपये (४६) ६० रुपये 
४७) रुं० ११,५५०, ८० चक्कर (४८) ४५ मीटर 


» 
2” 
/ १ 
+ F 
ऊन | 
f क्र 
न 
५४७७ 
7 ॥ ३. [8 
2, छ 
त (क 
र ४ १, 
हि क « कै ०0 २५ 
हन १” है का २, 
ir 4 
है g ४2, 4 
# र नि, टी 
i न ६, 
काकी , # 
० + 
हि ८ < t + र न कर 
ति स्का 
| : | 
4 + 
, 
‘ छि १ 1 
0 
॥ का 
क 4 
क्‌ 
£3 
a= 
ळर 
ठ 
क क 
बे 
ड 
« 


` ६: डल आक्षपष् शकक > शदे तः शाभचर जें भरित 


~ 


ङ? कं CM हक: है f रेन 5 Fs A 


